| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
% पु 
श्रोउम्‌ 


वेद-विमश 


` लेखक: .. 
श्री भगवंदत्त वेदालङ्कार, एम, ए, 


। - गुरुकुल कांगड़ी वि श्वविद्यालय | 
हरिद्वार । 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 


। 
| 
| 
| 
i 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रिय महोदय ! 


आपको यह ज्ञात ही है कि स्व० भी पं० ठाकुरदत्त 
शर्मा श्रमृतधारा स्थिर निधि से गुरुकुल कांगड़ी विश्वः 
बिद्यालय में स्थापित वेदानुसन्धान विभाग द्वारा 
तय्यार को गई 'विष्णृ-देवता' “ऋषि-रहस्य' झादि 
श्रनेको पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी हँ । इस वरं 
सन्‌ १९६६ में इस निधि से 'बिद-विमर्श' नामक 
पुस्तक चेदानुसन्धान विभाग द्वारा तय्यार कराकर 
प्रकाशित को जा रही है । श्राशा है वेदप्रेमो सज्जन 
इसे ग्रपनाकर वेदानुसन्धान कार्य को प्रोत्साहन देंगे । 


धर्मपाल निद्यालंकार 
स . मुख्याधिष्ठाता 
२५-९६६ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


EEA कप जाए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ओम्‌ 


| वेद-विमर्श 


| [बेदान्तर्गत विविध विषयों, समस्याओं 
| नेट 
| 


आदि का खत्म विवेचन ] 
| $ 
लेखक 


श्री मगवदत्त वेदालंकार, एम. ए 
वेदानुसन्धानकर्ता एवं सम्पादक-गुरुकुल-पत्रिका 


। 
। सन्‌ ५०७ सूल्य 
|. पृ७४६ ` प्रलियों २.०० 


जै 

A 

| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाशक 
धर्मपाल विद्यालंकार 
प्रशासक : गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
कृते वेदिक-ग्रनुसन्धान-विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


कॉपीराइट : मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


| 
जी. आर. पाल 
LYS छ प्रि “> 
'मतजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिटिंग प्रेस, हरिद्वार 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ॥ 


RS “धिक तत बसण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य 

। स्नातक श्री पं० भगवद्दत्त जी ने बेदों के भिन्न-भिन्न 

५. विषयों पर ग्रनेकों खोजपूर्ण पुस्तकें लिखी हूं । 

' इनकी कई पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी हैं । श्रब इनकी 

*वेदविमर्श' नामक पुस्तक पाठकों के समक्ष उपस्थित 

है । इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने वेदों के सम्बन्ध 

में विभिन्न विषयों पर तर्क संगत -ऊहापोह किया 

है । वेदों की समस्याग्रों को समझने, उनकी गुत्थियों 

को सुलझाने का एक प्रशंसनीय प्रयत्न हैं । यह 

पुस्तक लिखकर श्री पं० भगवहत्त जी ने वैदिक 

वाङमय पर लिखे गये साहित्य में एक उपयोगी 

/ पुस्तक की वृद्धि की है । गुरुकुल के वेदिक अनु- 

। सन्धान विभाग की ओर से यह पुस्तक स्वाध्याय 

। प्रेमी जनता के सम्मुख प्रस्तुत को जा रही है । 

। आशा है पूर्व प्रकाशित रचनाओं के समान इस पुस्तक 

को. अपना कर वेदप्रेमी जन गुणग्राहकता का 
वरिचय देंगे । 


प्रियव्रत वंदवाचस्पति 
सन्‌ ` चायं 
१९६६ | गुरुक़ुल कांगडी विश्वविद्यालय 


॥। 


॥ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
CC नि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रिय 'पाठकवृन्द ! 


'वेदािमशे' नामक यह पुस्तक श्रा रके समक्ष 
उपस्थित है । आप यह जानते ही हें कि इस भूमण्डल 
पर वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ हें, और ये उस भाषा 
में उपनिबद्ध हें जिसका प्रचलन श्राजकल नहीं के 
समान है । प्रत: वेदान्तर्गंत शब्दों, संज्ञाओं व परि- 
भाषाओं का पूर्णस्पष्टीकरण कर सकना तत्सम्बंधी 
समस्याशओओों व गुत्थियों को पूर्णहप से सुलझा सकता 
अतिढुष्कर कार्य है । परन्तु उनको समझने व उनक 
समाधान का प्रयत्न तो आदि काल से किया ही 
जा रहा है । इसी भावना से प्रेरित हो हमने भी इस 
पुस्तक में बेद के विभिन्न शब्दों, परिभ षाओ 
भ्रादि का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है 
श्रोर वेद के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न विचारों ब 
कुछ विषयों पर लेखनी उठाने का यह उपक्रम मात्र 
है । प्रिय पाठक वृन्द यह न समझना कि इस पुस्तक 
में सब विषयों पर पूर्ण विवेचन हो गया है । पुर तका- 
h रत) सब विषय बहुत गूढ हें, योग को सर्वोच्च 
भूमिका में पहुंच कर ही बहुत से विषय स्पष्ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OTS ~~ २ 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५) 
हो सकते हें ्रतः यह केवल उन विषयों का बौद्धिक 
स्पर्शमात्र है फिर भी हमारी यह धारणा है कि यह 


पुस्तक आपको वेद सम्बन्धी विषयों पर ऊहापोह 
करने की पर्याप्त सामग्री दे सकेगी । 


भवदीय 
भ्षगवद्दत्त बेदालंकार 


| 
| 
॥ 
| 


| 
| 
{ 
| 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय-सूची 


संख्या विषय पृष्ठ संख्या 

१ वेद सरल नहीं है १ 
वेदों के ग्रध्ययन को दो पद्धतियां 
वेदों को आत्मा (ग्रथ), वेद का सत्य 
ग्रथ, तक द्वारा ग्रथ, ग्र्थो की इयत्ता, 
मन्त्रों का विनियोग, भ्रर्थो का प्रवाह 
सुक्ष्मता को श्रोर (सोम, घृत, गौ), 
र्थो म॑ मुख्य गोणभाव, वेदों का सूक्ष्म 
धरातल (अग्नि, इन्द्र, सोम), ब्राह्मण 
ग्रन्थों में वेदोत्पत्ति प्रक्रिया, अग्नि से 
ऋग्वेद की उत्पत्ति, वेदोत्पत्ति का 
माध्यम गायत्री, वेदोत्पत्ति का 
माध्यम ऋषि-प्राण, ऋषि एक 
विशिष्ट गति । 

२ वेदों की माता (वाक्‌) ६७ 
वाक्‌ को शक्ति, वाक्‌ की उत्पत्ति 
प्रक्रिया, क्या वाक्‌ ही समग्र संसार 
है ?, आद्यस्फोट, वाक्‌ और खम्‌ 
(आकाश), वेदों में वाक्‌ के विभिन्न 
| क शब्दस्वरूप में विभिन्न मत, शब्द 
ग्रौर ज्ञान का सहचार, बाकू को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(००) 


. उत्पत्ति, उत्पत्ति के दो प्रेरक, वाक्‌ 
की व्योस व्यापकता । 
| ३ वेदों का साक्षात्कार १०७ 
| वेदों की श्रुति संज्ञा, मन्द्र ध्वनि का 
स्थान-विशेष, श्रोत्न में दिव्यता क॑ 
। आविर्शाव के साधन व उपाय, 
| ग्रो३म्‌ में सब वेदों का सार है- 
| क्या मन्त्र ध्वनि के साक्षात्कार 
| का कारण हृदय है या श्रोत, आत्मा 
| का श्रोत्र से सम्बन्ध, श्रोत में एकाग्रता 
| से दिव्यता प्राप्ति । 
। ४ सामवेद की वेद के खूप में आवश्यकता १४० 
प्राचीन युग में सामवेद को महिमा, 
। विभिन्नता का कारण, क्या ऋग्वेद 
के मन्त्र सामवेद में गये हें ? 
५ बहत्‌-रथन्तर १६१ 
बृहत्‌ रथन्तर में पौर्वापर्य, दो पाश्वं 
व दो पंख, बृहत्‌-रथन्तर, प्राण और 
अपान का बृहत्‌ रौर रथन्तर रूप, 
द्युलोक आर पृथ्वीलोक, बृहत्‌ और 
रथन्तर से अन्य सामों को उत्पत्ति । 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(८) 

६ वेद की समस्याग्रो पर महि दयानन्द का 
दृष्टिकोण २०१ 
कर्सकाण्ड, विनियोग, निर्वचन, आख्यान । 

७ वेदभाष्य २२१ 
देवतार्थं निर्णय, मन्त्रार्थं निर्णय पदार्थ निर्णय 

८ ऋषित्व प्राप्ति के कुछ साधन २४२ 

€ श्रद्धा की आराधना . २१४ 

१० भगवान्‌ की झोढ़नी २६२ 
११ ब्रतग्रहण २६७ 
१२ विश्वप्रेम की झाँकी २७२ 
१३ सच्चा गृहस्थाश्रमः २७५ 
१४ आन्तरिक दिव्पवाणी' २५३ 
१५ श्ररें ! पुरोहित जाग २९० 
१६ सढँक्यवाद २९१५ 
१७ वेद का ऐक्यवाद' ३१३ 


| ०20 nine caver or In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्थापक-“स्विरनिषि’ 


बेदप्रेमी दानवीर श्री पंडित ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य 
श्रमृतधारा देहरादून 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i As ड, oa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR 


1 

| FP 

| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 

| 


डम्‌ 


वेद - विमर्श 


| ——— 


वेद सरल नहीं है 


पाइचात्य विद्वानों के विचारों से प्रभावित 
| ग्मिभूत होकर कई भारतीय विद्वानों की यह 

चारणा बन गई है कि जिस प्रकार कुरान, बाइ- 
बल ग्रादि अन्य घमंग्रम्थ सवेसाधारण जन के लिये 
बोधगम्य हैं, सरल हैं, उसी प्रकार वेदों को भी 
ह्रें सर्वसाधारण के लिये बोधगम्प बनाता 
चाहिये । परन्तु इस सम्बन्ध सें प्राचीन ऋषि, 
सुनियो का सत इसके विपरीत है । वेद सन्त्रो के 
ग्रपने उद्गार भो ऋषियों के मत को पुष्ट करते 
हें । निरुक्त के शब्दों में उनका कहना यह है कि 
जो तपस्वी? नहीं हैं, जो ऋषि-कोटि में नहीं 


१. नातपस्काय मन्त्ररहस्यं देवत रहस्यं वा 
| प्रत्यक्षं भवतीति ` ` ` ` ` तस्यास्तपसा पारमीप्सिः 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र्‌ वेद-विमर्श 


पहुंचा है, उसे मन्त्रों व देवताश्रों के रहस्य का 
प्रत्यक्ष त्रिकाल सं भो नहीं हो सकता । इसलिये 
गुह्य विद्या से परिपुर्ण तथा. समग्र ब्रह्माण्ड का 
ज्ञान देनेवालो इस वेददाणी क्रे परले छोर पर तप 
द्वारा पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिये । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक कथा श्रातो है-जो इस 
पर भ्रच्छा प्रकाश डालती है। वह इस प्रकार 
है कि-भरद्वाज ऋषि ने तीन जन्मों में श्राजन्स 
ब्रह्मचर्य! धारण करके वेदों का अ्रध्यपन किया 


तव्यम्‌ । ( यास्क १३।१३ ) न प्रत्यक्ष मनृषे रस्ति 
मन्त्रम्‌ । ( बृहृहूवता ८।१२६ ) । 


१. भरद्वाजो ह त्रिभिरायुभि ब्रह्मचर्थमुवास । 
तं ह जीर्णं स्थविरं शयानमिन्द्र उपब्रज्योवाच । 
भरद्वाज! यतते चतुर्थमायुदंद्यां किमेतेन कुर्या इति । 
ब्रह्मचर्यमेवेतन चरेयमिति होवाच | तं ह्‌ त्रीन्‌ गिरि 
रूपानविज्ञातानिव दशंयाञ्चकार ' तेषां ह्‌ एकैक- 
स्मान्मुष्टिमा ददे । स होवाच भरद्वाजेत्थामन्त्र्य ! 
वेदा वा एते । ग्रनन्ता वै वेदाः । एतद्दै न्रिभिरायु- 
भिरन्ववोचथाः । ग्रथ ते इतरदननक्तमेव । एहि इमः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


००७०021 SER उनपर 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद-विमशे ३ 


जब वह वृद्धावस्था में जीणे जीणे मृत्यु-शव्या पर 
| पड़ा था, तब इन्द्र ने उसके पास श्राकर कहा कि 
। हे भरद्वाज ! यदि में तुम्हें चौथा जन्म और दे दूं 
| तो तुम क्या करोगे ? भरद्वाज ने उत्तर दिया 
| किउस जीवन में भी में ग्राजन्म ब्रह्मचारी रह 
कर वेदों का स्वाध्याय ही करूंगा । इस पर 
| इन्द्र ने उसे तीन बड़े श्रज्ञात पहाड़ दिखाये ओर 
| हरएक से एक-एक मुट्ठी लेकर कहा कि 
। भरद्वाज ! श्रा्रो, देखो ये वेद हैं, ये श्रनन्त हैं । 
। तू तो तीनों जन्मों में थोडासा ही पढ़ पाया है । 
ग्रधिकांजश तो तेरे लिये ग्रज्ञात ही पड़ा है, राम्रो 
इसे जानो । इस में सब विद्याएं हैं ४ 
| इस ऐतिह्य का भाव स्पष्ट हे कि भरद्वाज 
| ऋषि तीन जन्मों तक पूणं ब्रह्मचर्ये का पालन कर 
के भी वेदों के पूर्ण ज्ञाता नहों बन सके ' उन्हें 
इन मह।न्‌, विशाल तथा श्रत्युन्चत वेद-पवंतों से 
) केवल एक-एक मुट्ठी ज्ञान प्राप्त हुश्रा । इससे 
। यह स्पष्ठ है कि वेद इतने सरल नहीं हें कि सर्वे- 


| विद्धि । श्रयं वै सर्वा विद्या इति 1 (तै.ब्रा. 
| ३।१०।११।३-४ ) । 


हैं. 3 न ot २ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ST 1229 र लया का 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग वेद-विमशे 


साधारण जन इन्हें समझ सके । जिन मन्त्रों के । 
र्थे व देवताश्रों के स्वरूपों के सम्बन्ध में हम यह | 
समझते हैं कि ये तो हमें ज्ञात है, पता नहीं बे | 
भी वास्तव में ज्ञात हें कि नहीं ? 


शाकपुणि१ श्राचार्ण यह समझता था कि. 
मे सब देवताश्रों व उनके स्वरूपों को जानता | 
हूं । उसके मन में इतना संकल्प पैदा ही हुग्राथा | 
कि एक उभयलिज्धी देवता उसके सामने प्रकट | 
हुई । वह उसे न जान सका । 


इस प्रकार निरुक्त व व्याकरण श्रादि ग्रन्थों | 
का प्रकाण्ड पण्डित व मन्त्र-बिचार में प्रवीण । 
शाकपुणि भी जब देवताग्रों के स्वरूप को नहीं | 
` जान सका तो इससे यह .स्पष्ठ है कि बेदार्थ-बोध 
इतना सरल नहीँ है कि सर्वसाधारण जन भी 
उसे भलीभांति समझ सकें । विद्वानों में भी वेदों 


१. शाकपूणिः संकल्पयाञ्चक्रे सर्वा देवता ¦ 
जानामीति । तस्मै देवतोभयलिङ्गी प्रादुर्बभूव । 


तां नजन्चे । तां पप्रच्छ विविदिषाणि त्वेति ¦ 
नि. २1८ । | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar '| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गे ४ 
वेद-विमश 4 


का पूर्णज्ञाता तो दूर रहा, वेदों का स्थिरपीत भी 
कोई विरला ही होता है। वेद-ढुग्ध का पान 
| करने के लिये प्रायः सभी सायारूपी एक कृत्रिम 
| वाक-थेन का निर्माण कर लिया करते हूँ जो कि 
। सञ्चो वाक्‌-धेन, नहीं होती । एक स्वतः निमित 
| कृत्रिम वाक-वृक्ष को अपने अन्दर ग्र कुरित कर 
लेते हैं, जसमं कोई पुष्प फल नहीं होता । वेदों 
का ज्ञान प्राप्त कर के हम इस भूतल के ही सव 
| रकार के कल्याणों को नहीं प्राप्त कर सके, ग्रन्य 
| लोको के कल्याणों की तो बात ही दूर है ! इससे 
| यह स्पष्ट है कि हमें वेदों का सच्चा ज्ञान नहीं 
| हुआ है । 
हमारे मंत्रोच्चारण में वह शक्ति नहीं जो 
। सफल क्रिया कर सके । श्रतः हमें मानना पड़ता 
है कि वेद हमारे हाथ में आकर . कुण्ठित 
हो गये हे । वेद का यह स्पष्ट कथन हे कि. यह्‌ 
चेइवाणी किसी बिरले व्यक्ति के लिये ही अपने 
स्वरूप को खोलती है। प्रश्‍न यह है कि वह 
। कोनसा व्यक्ति है ? इसका उत्तर यह है कि वह 
। ऋषि है। इसी लिये प्रत्येक मन्त्र पर ऋषि द्यि 


oT 


aa Ei En 


bins 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्र i 


आर्ज र DTS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्‌ वेद-विमश 


गये हें । इस प्रकार वेद व वेदिक साहित्य के कुछ | 
उद्धरण हमने प्रदर्शित किये, और भी ग्रनेको | 
उद्धरण इस सम्बन्ध में दिखाये जा सकते हैं इससे | 
यह स्पष्ट हे कि ऋषित्व की प्राप्ति पर स्पष्ट | 
होने वाली ऋषियों की इन गूढ़ दृष्टियों को | 
सामान्य जन केसे जान सकते हैं ? | 


वेदों के अध्ययन की दो पद्भतियां 


~ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में पुरुष ग्रर्थात्‌ श्रात्मा के 
जानने के दो विभिन्न पथ दिखाये हैं । एक देव- 
ताग्रों के प्रतिनिधि इन्द्र का और दूसरा सुरों के 
प्रतिनिधि विरोचन का । इस संपूर्ण कथानक को 
यहां दिखाना तो अध्रासंगिक होगा-उसका निचोड 
ब परिणाम हम इन शब्दों में रख सकते हुँ। वह 
यह कि इन्द्र गहराई में सुक्ष्मता में प्रवेश करता 
है तो विरोचन चमंचक्षु से प्रत्यक्ष होने वाली 
स्थूलता में ही सन्तुष्ट हो जाता है । इन्द्र के लिये 
श्रात्मा व केन्द्र प्रमुख है तो विरोचन के लिये 
शरीर व परिधि । 

इस प्रकार ये दो भिन्न दृष्टिकोण हमें सभी 


es 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
! पि ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


G 


वेद-विमश 


a, जप 


क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होते हें । प्रत्येक देश में ये 
दो भिन्न दृष्टिकोण रखनेवाले व्यक्ति सदा से 
होते श्राये हैं । परन्तु प्रमुख रूप से भारत ने 
इन्द्र-पथ का अ्रवलम्बन किया है तो पाश्चात्य 
जगत्‌ ने विरोचन-पथ का । भारतीय दृष्टिकोण 
। सदा से यह रहा है कि 'यस्मिन्‌ विदिते सर्व 
। विदितं सवति’ श्रर्थात्‌ जिसके जान लेने पर सब 
। जाना जाता है। अतः सृष्टि के आधार उस 
अन्तर्यासी भगवान को ही जानने का प्रयत्न करना 
चाहिये। इसके विपरीत पाइचात्य जगत्‌ अपनी उन्नत 
अवस्थाग्रों में सदा भौतिक दृष्टिकोण वाला रहा 
है। ये दो विभिन्न दृष्टिकोण सामाजिक, राज- 
नैतिक तथा धामिक ग्रादि सामूहिक जीवनों में 
भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हें । इसी प्रकार वेदों 
के अध्ययन सें भौ यें दो विभिन्न दृष्टिकोण व 
च विभिन्न पद्धतियां आजकल श्रपनाई गई हें । 


इस में वेरोचनी पद्धति का श्रवलम्बन पाइचात्यों 
ने किया है । ग्रौर ऐन्द्री पद्धति का स्वामी दया- 
नन्द व श्री भ्ररविन्द प्रादि भारतीय योगियों व 
ऋषियों ने । इसका परिणाम यह हुश्रा कि वेद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क ०202022422...“ ० 
a 


i 


MS क - डय 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दु बेद-विमर्श 


व वेदिक साहित्य के बाह्य रूप का विश्लेषण, 
ग्रलंकरण व परिमार्जन पाश्चात्य विद्वानों के परि- 
श्रम का फल है । सम्पूर्ण वेदिक साहित्य को । 
तारतस्प देना, श्रेणी-विभाजन कर उसको एक 
नवीन व रोचक रूप देता उन्हीं की देन है | श्रत- 
एव उन्होंने वेदिक साहित्य के बाह्य रूप श्रर्थात्‌ 
शब्दशरोर के श्राधार पर ही वेद के सम्बन्ध सें | 
स्वानुकूल नये-नये परिणाम व नये-तये सिद्धान्त | 
स्थापित किये हँ। श्रौर ग्रर्थ की दृष्टि से बाह्य | 
स्थ्लार्थ को ही उन्होंने श्रपनाया है। परन्तु | 
इसके विपरीत भारतीय सदा से गूढे, गुह्य, | 
गहरेष्ठं, अपीच्यं, निण्या वचांसि, परोक्षप्रिया | 
हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः श्रादि सैकड़ों सहस्नों संकेतों । 
द्वारा यह निर्देश दे रहा है कि बाहू यरूप वस्थूल | 
श्रथ में ही सन्तुष्ट न होय्रो । वेद के गुप्तार्थ को | 
जानने का सदा प्रयत्न करते रहो । | 


वेद की आमा ( अर्थ ) 


| वेद की आत्मा प्रर्थ है ओर शब्द उसका 
| शरीर है। इस लिये वेदाध्ययन करने वाले को 
॥ 
| 


। | 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
(| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेद-विमश & 


श्र्थ का ज्ञान श्रवळ्य होना चाहिये । जो श्रर्थ 

नहीं जानता उसे ज्ञास्त्रकारों ने भारवाही गधे के 
| तुल्य साना हे । इस के विपरीत श्रर्थ के 
ज्ञाता को सकल भद्र श्रर्थात्‌ संसार के समग्र 
कल्याणों को प्राप्त करने वाला लिखा हूँ। पर्छ 
इस सम्बन्ध में एक श्रवान्तर प्रश्‍न पैदा होता है 
| कि कया शब्द में कोई भी शक्ति नहीँ है ? यदि 
| शब्द में शक्ति है तो वह केवल गधे का भार 
नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार अर्थ के 
सम्बन्ध में भी प्रश्‍न पैदा होता है। क्या अर्थे में 
ऐसी शक्ति है कि मनुष्य पन्त्रों का ग्रथे जानकर 
सकल कल्याणों को प्राप्त कर लेता है? यदि 
। यह सत्य है तो प्राजकल सन्त्रों के ज्ञाता अनेकों 
| हें, तथा. वेदभाष्यकार तक दृष्टिगोचर होते 
| हें। पर उन्हें संसार के समग्र कल्याण भातत हो 
| गये हैं, ऐसा देखा व सुना नहीं गया । इसलिये 
आवश्यक यह है कि शब्दशक्ति च ग्रर्थशक्ति 
दोनों पर गम्भीर विचार किया जाये, और निरी- 
क्षण व परीक्षण द्वारा दोनों की इयत्ता का अरव- 
धारण किया जाये । जब ऐसा होगा तभी हम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 


विकट... ळे ० वि जात लहरा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


9० वेद-विमर्श 


वेद की महिमा को प्रदर्शित करने वाले वाक्यों 
पर न्याय कर सकेंगे । शब्द में कोई विशिष्ट 
शक्ति है कि नहीं, और यदि है, तो बह किस 
प्रकार की है, यह हम दिखायेंगे । श्रब हम यहां 
प्रथे पर कुछ विचार प्रस्तुत करते हँ । 


वेद का सत्य अर्थ 


“वेद के सत्य ग्रथे का प्रकाशन किस प्रकार 
हो यह एक बड़ी समस्या है । ग्रार्घ युग के पश्चात्‌ 
वेद के सत्य ग्रथों का प्रकटीकरण, व्याकरण 
निरुक्त व ज्योतिष आदि वेदांगों की सहायता से 
श्राध्यात्सिकादि त्रिविध प्रक्रियाओं सें किया जाता | 
रहा है । परन्तु इसके विपरीत भ्राधुनिक समय में 
पाइचात्य विद्वानों ने विकासवाद को श्राधारभूत 
मानकर भाषा बिज्ञान (11101089) पौराणिक 
कथा विज्ञान (६101089) तथा इतिहास को 
वेदार्थं में प्रमुख स्थान दिया हे। इस प्रकार । 
समय-समय पर वेदार्थ के लिये इन सब साधनों | 
में गोण मुख्य भाव होता रहा है । ये सब साधन | 

| होते हुए भी हम यह निस्संकोच भाव से कह 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
4 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बेद-विमर्ण ११ 


सकते हैं कि वेद के सत्य ग्र्थो का प्रकटीकरण 
च उसकी सर्वमान्यता ग्रभी तक नहा हा सको 
है। इसके जहां और भी कई कारण हँ वहाँ 
। अन्‍्त्रार्थों में विरोध का होना भी एक बड़ा कारण 
| है । विभिन्न दृष्टिकोण वाले नि मन्त्राथं 
में विरोध हो जाना स्वाभाविक बात है । परन्तु 
एक क्षेत्र के विद्वानों में मन्त्राथ के विषय सें 
विरोध होना वेद के सत्यार्थ के निर्णय म ह 
भी अधिक हकावट को उत्पन्न करता है, हट 
। यह भी कहा जा सकता है कि एक दृष्टिकोण 
वाले विद्वानों द्वारा एक हौ क्षेत्र में मन्त्र के जो 
| अनेकार्थ किये जाते हैं, उनमें कोनसा अनुकूल है 
| रौर कौनसा नहीं, इसका सुक्ष्म नि द्वारा 
निर्णय होना भी अत्यन्त आवश्यक है । ल्लेत्रभंद 
के आधार पर मन्त्रों का अनेकार्थ होना विरोध 
नहीं है, यह श्रतेकार्थ आवश्यक्र हु । यह हमें खूब 
ग्रच्छी प्रकार समझ लेना चाहिये । 


निर्णय केसे किया जाये ? इस सम्बन्ध से कई 


| 

| 

| 

| 

| 

` अब प्रन यह है कि वेद के सत्याथ का 
| “विद्वानों का इस निरुक्त वचन के ग्राधार पर 
| 

| 

“| 

| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ वेद-विमश 


यह कहना है कि - पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदि- 
तृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो मवति' श्रर्थात्‌ वदार्थं सें 
वही विद्वान्‌ प्रशस्य है जो कि अनेकों बिद्यायें 
जानता हो । इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, व्याकरण 
निरुक्त तथा नाना प्रकार के विज्ञानो में पारंगत 
हो । परन्तु केवल इस व्याख्या से हम पुर्ण सहमत | 
नहीं हें । किसी अंश में यह श्र्थ भी सम्भव है 
पर हमारे बिचार में यहां पर भूयोविद्य: का | 
श्र्थ ब्रह्मिष्ठ है। ऐसे बहुत से विद्वान्‌ होंगे जो | 
ग्रनेकों विज्ञानों तथा संस्कृत साहित्य से भलीभांति | 
पार'चत हों, परन्तु वेदार्थ से उनकी गति न हो। | 
ग्रतः भूयोविद्यः’ का ग्रनेक विद्याओं का वेत्ता | 
यह अर्थ उपर्युक्त निरुक्त वाक्य के सही भावका | 
उपयुक्त चित्रण नहीं है । 'मूयोविद्यः' का वास्त- | 
विक भाव पारोवर्यविंद' के ग्राधार पर हमें | 
समना होगा। भ्रर्वात्‌ जो श्रपनी ग्राध्यात्मिक | 
दिव्य शक्तियों द्वारा ब्रह्माण्ड के पर और श्रदर | 
को जानता हो. केवल जानता ही न हो ग्रर्थात्‌ | 
पारोवर्यविद्‌ ही न हो, श्रपितु उत में भी 'भूयो | 
विद्यः’ ( ब्रह्मिष्ठ ) हो, तो वह प्रशस्य है, वह | 
| 


| 


। CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद-विमशे १३ 


सर्वश्रेष्ठ है । जिन ऋषियों के अति निर्मल मन 
रूपी दर्पण पर मन्त्रों का प्रतिबिम्ब पड़ता हे 


वहां ग्रन्य विद्याश्रों की आवश्यकता नहा होती । 
इसी दृष्टि से यह कहा गया है— 


~ 


यस्मिन विदिते सवे विदितं भर्वाति- 

यस्मिन्‌ विज्ञाते सब विज्ञातं भवति । 

यह उपाय उसी प्रकार है जिस प्रकार ति 
तं सर्य हारा प्रकाशित मार्ग पर चलना हाता ह्‌ 
ड्स के अतिरिक्त अन्य सब उपाय, यथा भौतिक 
विद्याएं तथा निरुक्त, व्याकरणादि वेदांग उसी 
प्रकार हैं, जिस प्रकार गहन अन्धकार म॑ दीपक 
से मार्ग ढंढता होता है । अतः हमारे विचार में 
उस व्यक्ति का वेदार्थ सत्य के ग्रधिक सन्तिकट 
है जो कि वेदांगों व भौतिक विद्याग्रों के साथः 
साथ ग्रध्यात्मबिद्या की गहराई सें भी बैठा हो । 


तर्क द्वारा अर्थ 
निरुक्त में ग्राता है कि-- 
मनुष्या वा ऋपिषूरक्रामत्सु देवानत्र वन्‌ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. न 


रड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ वेद-विमशे 


को न ऋषिभविष्यतीति । तेभ्य एतं तकमुर्षिं 


प्रायच्छन्‌ । 
( निरुक्त ) 


अर्थात्‌ जब इस पृथिवी पर से ऋषि उत्क्रमण 
कर गये तो मनुष्यों ने देवों से पुछा कि श्रब 
हमारा ऋषिं कोत होगा ? इस पर देवताय्रों ने 
सनृष्यों को तकऋषि प्रदान किया । 


यह ठीक है कि उस समय सन्तरार्थ का द्रष्टा | 
तर्कऋषि था । परन्तु हमें कहना पड़ता है कि | 
अरब तककऋषि नहीं है । इस में कारण यह है कि 
ऋषियों के जिन मनुष्य शिष्यों को तक-ऋषि 
प्रदान किया गया था, वे शिष्य ऋषि न सही ऋषि- 
समकक्ष व ऋषितुल्य ही थे । इसीलिये कहा 
गया है कि “तस्माद्‌ यदेव कि चानूचानोऽभ्यूहस्या 
षन्तद्‌' ग्रर्थात्‌ श्रनूचान व्यक्ति का तर्क ही ऋषि 
पदवी को प्राप्त कर सकता है । श्रनूचान ग्रग्नि- 
कल्प को कहते हैं । प्रर्थात साधना व तप करते 
करते जो श्रर्तिकल्प बन गया है, यहां उसो के 
तक का ग्रहण किया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद-विमश १4 


सहाराणा प्रताप के हाथों में आई हुई तल- 
बार तो शत्रओं का विनाश कर देगी, परन्तु वही 
तलवार यदि एक कायर आदमी के हाथ सें दे दी 
जाये तो बह झात्रु्रों के विनाश की अपेक्षा उसी 
का विमाश कर देगी। इसलिये हम साधारण 
जनों को वेदार्थ में तर्क का बहुत अवलम्बन 
| नहीं करना चाहिये। दै 
| तर्क का वास्तविक भाव व उसका क्षत्र 
। मनष्य का अपना ग्रन्तस्तल है । तर्क शब्द 'कृती 
| छेदने? धातु से बनता है। अर्थात्‌ इस तकेरूपी 
। शस्त्र द्वारा मनुष्य को अ्रपनी बुद्धि पर आये हुए 
। आवरण का छेदन-भेदन करना चाहिये। ये 
| ग्रावरण नाना भांति के प्रलोभन व मिथ्या 
। यक्तियाँ देकर हमें भुलावे में रखते हे । उनका 
। खण्डन करना, उनका छेदन करना ही तर्क का 
। ग्रसली रूप है। जिस समय मनुष्य के श्रन्दर 
विद्यमान उस दिव्य सूर्य पर से श्लावरण हट 
जायेगा तो सत्यार्थ का हमें स्वयं प्रकाश हो 
जायेगा । क्योंकि चारों वेद हमारे अन्दर ही 
विद्यमान हें ( यस्मिन्तचः साम यजूंषि यस्मिन्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= RON कक 0 


SS 


कि ल जा का 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ बेद-विमर्श 


प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यणु. ३४४५ ) । | 
यास्क ने लिखा हे कि “तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्भु | 
ग्रभ्यनाषेत्‌” तपस्या करते हुए ऋषियों को. 
स्वयम्भु वेद का साक्षात्‌ दर्शन हुआ । स्वयम्भुब्रह्म | 
वेद है । ब्रह्मा ग्रौर वेद में कोई अंतर नहीं है। 

इसी लिये ग्रावशयक्रता इस बात की है कि आव- | 
रणों को हटा कर मन्त्रों को देखा जाये । तकं का । 
यह उपर्युक्त भाव लेने से उसका प्रयोग ही दुसर! 
हो जाता है। वह तकं बाह्य-कुतर्क ब शुष्क- 
विवाद का रूप न धारण कर के बुद्धि-सुर्यं पर | 
पड़े ग्रावरण को हटाने का एक साधन बन | 
जाता है। | 


अर्थों की श्यत्ता ( सीमा ) 


प्राचीन ससय से यह मान्यता चली ग्रा रही | 

है कि वेदिक शब्दों के श्रर्थ प्रतेक क्षेत्रों में घटित _ 

होते हें ग्रोर फिर कई शब्द ऐसे भी हें जो एक | 

ही क्षेत्र में श्रनेकों श्र्थों व अनेकों स्तरों पर : 

प्रयुक्त होते हें । इस संबन्ध में हम ग्रागे विचार । 

| | प्रस्तुत करेंगे । ग्रब हमारा यहां विचारणीय विषय | 


Ppnnsthcsor 2nd 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चेदों की इयत्ता ( सोमा ) १७ 


यह है कि एक क्षेत्र में श्रथ की इयत्ता व सीमा 
भी होती है कि नहीं ? दुर्गाचाये ने जो यह 
लिखा हे किला 


नह्य तेषु अर्थस्पेयत्तावधारणमस्ति महार्था हयेते 
दुष्परिज्ञानाश्र-एवमेते वकतृ शिष्टचात्‌ साधून 


| साधुतरांार्थान्‌ खवन्ति । (निरुक्त २।८ ) 


| इन वेद के शब्दो में अर्थे की इयत्ता अर्थात्‌ 

। सीमा नहीं है। ये शब्द महान्‌ अर्थो वाले हैं 

। जिनका ज्ञःन सरल नहीं हे ये शब्द वक्ता की 
विज्ञेषता से उत्कृष्ट उत्कृष्टतर श्रादि ग्र्थो को 
प्रकट करते हैं । 


। 

| 

। 

| 

| दुर्गाचायं की यह उक्ति ब्राह्मणग्रन्थ के ता 
| एता एकव्यास्यानाः । (श० प० ६।२। १1२७) 
। की ही व्याख्या है, ऐसा समझना चाहिये । उसको 
। यह उक्ति विभिन्न क्षेत्रों के लिये हे । विभिन्न 
। क्षेत्रों में हो यह चरितार्थं होतो है । श्रतः हभारे 
। विचार में एक क्षेत्र में तो श्रर्थों की इयत्ता व 
| सीमा का निर्धारण अवश्य होना ही चाहिये । यदि 
। 

| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS एएशाता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ वेद-विमर्शं 


यह न होगा तो भ्रर्थो की कोई व्यवस्था न रहेगी। 
जबतक एक क्षेत्र में प्रथो की इयत्ता का श्रवधारण 
नहीं होता तब तक वेद के सही श्रथो का प्रकाश 
व उनका सीमा-निर्धारण असंभव नहीं तो दुष्कर 
श्रव्य है । प्रचीन समय में भी ऋषियों व 
विद्वानों ने भ्रथो की इयत्ता-निर्धारण के प्रयत्न | 
किये हैं । उदाहरण के तोर पर यास्काचायं प्रणीत | 
निरुक्त के विवादास्पद निवेचन देखे जा सकते | 
हें। वेश्वानर व द्रविणोदा आदि शब्दों का बिवे- | 
चन एक प्रकार का अर्थो का सीमानिर्धारण का 
प्रयत्न ही तो है। 


उदाहरण के तौर पर हम भी वेद के मनस 

शब्द को लेते हें। यह प्रमुख रूप से व्यक्ति को 

दृष्टि से आध्यात्मिक क्षेत्र का एक शब्द है । प्रश्न 

यह है कि 'मनस्‌' शब्द से ग्रन्तस्तल की किस 

| शक्ति का कितना स्वरूप व क्षेत्र ग्रहण किया 
| जाये ? क्योंकि वेद में प्रनेकों स्थल ऐसे हें जहां 
'मनस्‌' शब्द से सामान्य जन के उथले व वासना 
परिपूरित मनका ही ग्रहण किया जा सकता है 
( ऋ० १०। ५८ सूक्त मन-ग्रावतंन ) । दूसरे 


र 


FRR ROE AOE 


> 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| 


ऐसे भी स्थल हें. जहां मन को त्रिकालज्ञ तथा 
ऋष्‌, साम व यजु श्रादि संहिताग्रों का श्रागार 
माना गया है ( यजु० ३४।४,५ ) अतः प्रश्‍न यह 
है कि वेद के किस सन्त्र में “मनस? शब्द से किस 
शर्क्तिवाले, किस सीमा तक के मन का ग्रहण 
करना चाहिये ? जिस स्थल पर 'दिवेन मनसा' 
ग्रथवे १।१।२, 'देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ । 
ऋ० १।१६४।१८ आदि बिशेषणों से युक्त मन का 
वर्णन हो तो वहां तो सीमा-निर्धारण बहुत भ्रंश 
में सुगम समझा जा सकता है । 


परन्तु समस्या यहां भी यही है कि देव की 
। सीमा क्या है ? दिव्य मन का क्या भाव है? पर 
जहाँ कोई विशेषण श्रादि हो ही नहीं, वहां तो 
समस्या का पैदा होना स्वाभाविक है। भ्रन्य 
शास्त्रों के 'मनस्‌? सम्बन्धी उद्गार तो आर भी 
अधिक सन्देहे पैदा करने बाले हैं । यथा 'भ्रनन्तं 
बै मनः! । श० प० १४।६।१।११, “मनो वा एतद्‌ 
यत्‌ भ्रपरिमितम्‌ ।' को. २६३, श० प० १।४।४।७ 
आर्थात श्रनन्त व अपरिमित मन का स्वरूप क्या 
है ? भ्रोर वह अनन्तता कितनी है ? कई व्यक्ति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न पा ST 


कक २ व. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० वेद-विमर्श 


इस का यह उत्तर देकर ग्रात्मसन्तोष कर सकते | 
हैं कि वेद का सत्यार्थ सरल नहीं हैँ । कोई विरला | 
व्यक्ति ही वेदिक शब्दों की पूर्ण सीमा का श्रव- | 
धारण कर सकता है। जसा सन्त्र सें कहा भी | 
है कि 'उतो त्वस्मे तम्बं विसस् जायेव पत्य उशतीः 
सुवासा ! ऋ० १०।७१।४ अर्थात्‌ सुन्दर चस्त्रों- 
वाली कामयसाना स्त्री जिस प्रकार अपने पति के 
लिये अपने शरीर को खोल देती है, उसी प्रकार 
यह वेदवाणी किसी विरले भाग्यशाली व्यक्ति के 
प्रति ही भ्रपने स्वरूप को खोलतो है । 


हमारे विचार में वेद की यह उक्ति पूर्ण रूप 
में सही है । परन्तु यहां भो एक ग्रवान्तर प्रश्‍न 
पैदा होता है कि स्वरूप को खोलने ( विसस्रे ) 
का क्या भाव है ? वह स्वरूप किस ग्रावरण से 
प्रच्छन्न है ? वह श्रावरण व पर्दा क्या है? क्या 
वह श्रावरण शब्द का श्रावरण है ? यदि शब्द 
वेद का शरीर होने के कारण श्रावरण है तो उस 
शब्द को व्याकरण व निबचन गाद द्वारा भेदन 
कर दिया जाता है । ग्रतः इस अवस्था में वेदाथ 
का पूर्ण-ज्ञान निर्वचन व व्युर्पात्त के ग्राधार 


| 
१ 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


11 
bt 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों की इयत्ता ( सीमा ) २१ 


पर हो ही जाना चाहिये ' परन्तु हम यह निश्चय 
से कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता । निर्वेचन व 
व्याकरण के आधार पर शब्द के छिन्त भिन्न कर 
देने पर भी वेद का रहस्यार्थं नहीं खुलता । य॑ 
निर्दचन ब व्याकरण आदि वेदार्थ में सहायक 
साधन अ्रवइ्य हैं पर पूर्ण साधन नहीं । 


उदाहरण के तौर पर वेद का कोई भी डा 
लिया जा सकता है । हस 'श्रश्‍व' और आप: को 
लेते हैं। श्रश्वपद के अग्नि व सूय आदि रथे 
व्याकरण व निर्वचन के आधार पर नहीं किये 
जा सकते । 'ग्रश्‍व' ( अशूङ्‌ व्याप्तो ) यदि 
व्याप्ति भाव से भ्रग्नि, सूये आदि के po 
सकता है तो आप: ( आप्ल व्याप्ती ) के ल 
क्यों नहीं ग्रा सकता ? परन्तु वेदों म श्राप: के 
[लये अज्वपद का प्रयोग नहीं हुआ और नाहीं यह 
आप: शाब्द ग्रग्नि व सूये के लिये ग्राता है । इससे 
यह प्रतीत होता है कि दोनों को व्याप्ति में 
महान्‌ अन्तर है । इसलिये विचारणीय यह है कि 
बह कौनसी एसी विभेदक शक्ति है जो कि किन्ही 
विशिष्ट शब्दों में ग्रोतप्रोत हो उनकी सोसा को्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ORR SIRES RR मं २०२०:३:०- 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ वेद-विमशे 


निर्धारित करती है । हमारे विचार में इसी सूक्ष्म 
शक्ति की ओर उपर्युक्त मन्त्र (ऋ० १०।७१।४) 
में. संकेत प्रतीत होता है! वह सूक्ष्म शक्ति जो कि 
वेद के रहस्याथे व गृप्तार्थ को खोलती है, 
श्राध्यात्मिक शक्ति, योगदृष्टि, श्रार्षदृष्टि का ही | 
रूप है। | 

ग्र्थ की इयत्ता व सीमा कहां समाप्त होती 
है इस तथ्य को पूर्णरूप से हृदथंगम करने के 
लिये हमें निरुक्त के देवता-निर्णय सम्वन्धी 
निम्न वाक्य पर भी कुछ दृष्टिपात कर लेना 
चाहिये । वह वाक्य इस प्रकार है... 


यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ 
स्तुति प्रयुङ्कते तह वतः स मंत्रो भवति । 


( निरुक्त) | 


इस निरुक्त वाक्य पर यहां हमें स्वतन्त्र रूप | 

i से विचार नहीं करना है। यहां हमारा प्रयोजन | 
| | केवल 'ग्राथपत्यम से है । इस उपर्युक्त वाक्य में | 
| | थित्काम! और 'ग्राथपत्यम' ये दो विषय प्रमख । 
| 

| 

“| 

| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों की इयत्ता ( सीमा ) २३ 


हुँ । देवत-निर्णय तो परिणाम है । इस पर विशेष 
विचार हम फिर कभी करेंगे । इस वाक्य का 
संक्षिप्त भाव हमारो दृष्टि में इस प्रकार है 'जिस 
अभीष्ट कासना की पूति के लिये ऋषि जिस 
देवता के पास पहुंचता है। किस लिये ? देवता 
। द्वारा अभिधेय वस्तु ( प्रथं) का में स्वामी बन 
। जाऊं । इसकी सिद्धि के लिये वह स्तुति का 
| प्रयोग करता है, उस देवता वाला वह मन्त्र है! 
' इसी गर्थे को ग्रब हम एक उदाहरण द्वारा समझने 
। का प्रयत्न करते हैं।' ग्रभीष्ट कामना की पुति 
। चाहता हुआ ऋषि जिस इद्धादि देवता को स्तुति 
। क्करता है, किस लिये? उस इन्द्रादि देवता का 
ग्र्थ-प्रतिपाद्य वस्तु विद्युत्‌ 006० Matter 
(न कि प्रतिपाद्य ग्रथ अर्थात्‌ केवल शब्दार्थ ) का मैं 
स्वामी बन जाऊं, उस देवता वाला वह सन्त्र है। 


| हम देवता को प्रतिपाद्य विषय मान कर 
अर्थात्‌ शब्दार्थं से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। 
कामना ही जब हमारी इतनी है कि मन्त्रों 
के विषय ज्ञात हो जायें, देवता क्या है ? यह 
पता लग जाये तो प्रथे व. चिषय तो ज्ञात 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1111111 क्सा 


~° कमका का १ य 1 मा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ वेद- विमर्श 


हो गये हुँ । प्रब क्या चाहिये ? क्या हम 
ऋषि बन गये ? क्या हमारी कामनायें पूरी हो 
गई ? इसलिये हमारे विचार में एसा अर्थ का 
स्वामित्व ( श्रार्थपत्यम्‌ ) तो सट्टा मात्र है, 
जवानी जमा-खचे हे। श्राइये ! श्रब हम पाइचात्य 
लोगों का इस यास्कोय वाक्य का अश्रथ देखें । 
पाइचात्पों ने देखा कि देवता-'तेन प्रतिपाद्यं बस्तु” | 
प्रतिपाद्य वस्तु होता है। इद्ध पद द्वारा प्रतिपाद्य 
वस्तु विद्युत्‌ है । इस विद्युत्‌ रूपी ध्रर्थं का स्वामी | 
( ग्रार्थपत्यम्‌ ) बनना है। उन्होंने सतत साधना | 
द्वारा ( स्तुति प्रयुङ्क्ते ) पहिले तो इन्द्र रूपी | 
विद्युत्‌ का श्राविष्कार किया, उसके स्वामी बने, | 
ऋषि कहलाये श्रोर फिर इससे उन्होंने सर्व प्रकार 
को कामनाए पुरी कों । यह अर्थ तो हमें समझ में 
भ्राता है। इस प्रकार ग्रर्थो के स्वामी बनने पर 
| बेद सर्व सत्यविद्याश्रों के पुस्तक सिद्ध होंगे ! और 
उनका इस भूतल पर स्वत: प्रचार होगा, श्रन्यथा 
नहीं । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यास्का- 
चार्यं का यह वाक्य प्रयोगशाला का वाक्य है 
इसीलिये प्रयुङ्क्ते' कहा है । ग्रोर प्रथ की इयत्ता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


8865:28&82:-54235:2320 42503: 6०:34: -4२००-२८---कक मैच 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्रौ का विनियोग २५ 


तादभाव्य तक है । इसी दृष्टि से निरुक्त में कहा 
है कि- 


“यां याँ देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ता- 
ड्राव्यमनुभवर्ति । ( निरुक्त ) 


| अर्थात जिस-जिस देवता का निवेचन व 
| कथन करता है, उस-उस देवता के ताद्भाव्य की 
। ज्रनभति भी साथ-साथ होती जाती है । ताद्भाव्य टॅ 
ग्रनभति उस देवता के स्वरूप ज्ञान व आन्तरिक 
प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं | यह ताद्भाव्य को 
अनुभूति हो श्रर्थ की इयत्ता की निर्णायक 
कसौटी है । 


मन्त्रों का विनियोग 


देवता के तादभाव्य को अ्रनुभूति विनियोग 
पर ग्राश्रित है । कामनापूति व श्रथेपतित्व भी 
विनियोग पर ही ग्राश्रित है । बिना विनियोग के 
वेद पंगु है । इसी दृष्टि से जैमिनि ऋषि ने यह 
सुत्र रचा था-- आस्नायस्य क्रियाथेत्वादानथवय- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ritsu hors lsc 2222222233. 


TS 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ वेद-विमश 


मतदर्थानाम्‌' श्रर्थात्‌ वेद क्रिया के लिये ही हैं । 
श्रतएव हमारे विचार में ग्रथं की इयत्ता व सीमा 
ग्रौर उसको सत्यता विनियोग व क्रिया द्वारा ही 
पता चलती है । जब तक क्रिया द्वारा यह नहीं 
ज्ञात हो जाता कि वेद के शब्दों में जो भाव श्रभि- 
व्यक्त हुए हैं वे सत्य हैं, कसौटी पर खरे उतरे हे 
तब तक श्रर्थ की इयत्ता का निर्धारण वश्रर्थपतित्व 
भ्रादि भ्रसंभव है । 


अर्था का प्रवाह सूच्मता को ओर | 


जिस प्रकार समुद्र में पानी के कई स्तर होते 
हें। पृथिवी में ऊपर नीचे मिट्टी की कई तहें | 
होती हें । उसी प्रकार वेदिक शब्दों के भी अनेक | 
ग्रथ होते हें जो कि प्रकृति के विभिन्न स्तरों का | 
प्रतिनिधित्व करते हें। इन के मुख्य रूप से दो 
विभाग किये जा सकते हैं, जो.कि इस प्रकार से हँ-- 


; स्थूल = सूच 
। प्रत्यक्ष = परोक्ष. | | 
| वाह्य = आन्तर ( गुद्य ) 


1!) 
| 


| (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सोम २७ 


स्थूल रूप में गरयो के ये दो विभाग किये जा 
सकते हैं । इन दो विभागों के आधार पर यदि 
हम श्र्थो पर गंभीरता से विचार करें तो उनसे 
यह ध्वनित होता है कि प्रत्येक शब्दार्थ बाह्य क्षेत्र 
से ग्रन्दर की ग्रोर गति कर रहा है । स्थूलता से 
सूक्ष्मता की ओर, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ग्रोर, बाह्य 
से अन्दर व गुह्य की ओर ध्रभिमुख हो रहा है । 
उदाहरणा के तौर पर दो तीन शब्दों के श्रथों को 
हस क्रमशः प्रस्तुत करते हें 

सोम 

यह सोम पृथिवी पर आकर श्रौषधि-वनस्पति 
ब रसात्मक स्थूल रूपों को धारण करता हैँ! 
यही स्थूल सोम ग्रन्न रूप में मनुष्य सें पहुंच कर 
रस, रकत, मज्जा, मेदा आदि में परिवतित होता 
हुग़ना वीयं व ओज आदि सूक्ष्म रूपों में परिणत 
हो जाता है ' यह इर्द्रिय-रस अर्थात्‌ इर्द्रियों का 
सार भी सोम का ही एक रूप है । इतना ही नहीं 


| इस रसात्मक सोम से उत्पन्न आनन्द भी सोम नाम 
से कहा जाता है । यह सोमोद्भूत परानन्द दिव्य 


| (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


.“ एन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ वेद-विमश 


और श्रदिव्य दोनों रूपों में होता है । इस 
प्रकार सोम को पुणं रूप से समझने के लिये 
क्षेत्र्भेद व उनके विभिन्‍न स्तरों पर गम्भीर 
रूप से दृष्टिपात करने की श्रत्यन्त ग्रावशयकता 
है ! सोम के इन सब भ्रर्थो पर गम्भीर विवेचन 
करने से यह ज्ञात होता है कि यह सोम किस 
प्रकार स्थूल रूप से सुक्ष्म रूपों को धारण 
करता हे । 
घत 


द 
प्रब हुम घृत शब्द को लेते हें । घृत के बाह्य 
व स्थूल रूप से किस प्रकार सुक्ष्म व गुह्य रूप. 
होते गये हें, यह हम संक्षेप में यहां विग्दर्शन 


कराते हूँ । 
१ अन्न रस- अन्नस्य घृतमेव रसः । 
मं» २६१४ । 
| ₹ पशु-रस-तेजो वा एतत्‌ पशूनां यद्‌-घुतम्‌। | 
| ऐ० ८।२० | 


। | (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
+ 
१६.) 


७242. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घत २६ 


८ 


४ अग्नितेज (अग्नि) -एतद्ठा अग्नेस्तेजो 


यद्घतम्‌ । " 
जे तै० सं० २।४।२।७ 
= गुह ये यदस्ति 
५ गुह.य नाम-घुतस्य नाम गु. द्‌ 
जिह्वा देवानासपतस्य नाभिः । 
ऋण ४।५८।१ 


इस प्रकार वेदों में सामान्य घृत व शहत 
| | घुतका वर्णन हुआ है त्र. ४५८ सुक्तम तो 
| गुह.य घृत का स्पष्ट तोर पर वर्णन हुम्ला है! 
| इस में एक स्थल पर ग्राता है कि मानव क हुद 
यस्थ१ समुद्र से घत की धारायें ऊध्वं की 
| गति कर रही हें । एक मन्त्र में कहा गया है क 
| यह गुहू. यर घृत तीन प्रकार का है जो प्रणियों ने 
j डल न ळी 


१. एता ग्रर्षन्ति हद्यात्‌ समुद्रात्‌ । के० ४1२८1५ 
२. त्रिधा हितं पणिभिर्गुहू यमानम्‌ ऋ०४।५८।४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
OO 


SS क “य्यक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


३० वेद-विमर्शे | 


छिपा रखा हे । इस प्रकार सम्पूर्ण सुक्त रहस्यमय 
घृत के स्वरूप पर प्रकाश डाल रहा हे । 


गौ 


यह गौ शब्द भी वेद का एक प्रति प्रसिद्ध व 
रहस्यमय शब्द है । इस गो के धेनु, उस्रा, अध्न्या 
व वश्चा श्रादि श्रनेकों पर्यायवाची नाम आते हेँ। 
इन नामों में कितनी सप्तानता है श्रौर कितनी | 
विभिन्नता हे इत्यादि विषयों पर श्रत्यधिक सुक्ष्म : 
विवेचन की ग्रावश्यकता है । शास्त्रों में गो शब्द | 
के ही रश्मि, वाक्‌, पृथिवी, स्तोता, पय, चमं, | 
लोक, ग्रादित्य, रन्त, यज्ञ, प्राण, इन्द्रिय, सरस्वती, | 
बिराट आदि ग्रनेक अर्थ श्राते हें। इस से यह 
स्पष्ट है कि वेदिक शब्दों के भ्रनेक क्षेत्र हे । इन 
का आधार क्या हे? क्या कोई सूक्ष्म सूत्र 
इन सब में गरोतप्रोत है ? या कोई श्रौर रहस्यमय | 
समानता हे इत्यादि विषय बहुत गम्भीर हे! जब | 
तक इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं हो जाता तब- | 
तक वेद के शब्दों की सीमा व इयत्ता का सही-सही . 
| । निर्धारण अति कठिन हे। | 


oR 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
॥ 

11 

21 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अर्थो में मुख्य गोण भाव 


वैदिक शब्दों कं ग्रर्थो पर बिचार करते हुए 
हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वेदिक 
शब्दों के क्षेत्र-भेद से अनेकार्थ हुआ करते हैं और 
कभी-कभी इन ग्रनेकार्थो में भी खनेक स्तर होते 
। हें। बाहय स्थूलार्थ से धीरे-थोरे गुहू य में जाते 
। हुए वे शब्द ग्रन्तरर्थं के द्योतक हो जाते हुँ । 
। और ग्रन्तरर्थं भी और ग्रधिक गृहूय मे जाते हुए 
। सक्ष्मातिसूक्षष का वाचक बन जाता हूँ। परन्तु 
|. इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि 
| दिक शब्द का एक हो क्षेत्र में केन्द्रीय ग्रथ एक 
| ही होता है और अर्थ तो भक्ति साहचये की 
। कोटि के होते हैं। 


इन्द्र दिव्य मन को कहते हैं परन्तु हृदय श्रौर 
। साधारण मन भी इन्द्र नाम से सम्बोधित होते हं । 
| दतः हुम यह कह सकते हैं कि इन्द्र का श्रध्यात्म 
| सें केन्द्रीय ग्रथ दिव्य मन (॥lumined mind) 
| है और ग्रथे उसके भक्ति-साहचर्यं को कोटि के 
| हे इम बिषयको हमने ्रात्मसमपण ताक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I घ/७"---|| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ वेद-विमशे 


पुस्तक में भी स्पष्ट किया है। 'भवित-साहचयं' 
एक ही क्षेत्र के विभिन्‍न स्तरों का वाचक है । 
बहुभक्तिवादी ब्राह्मण-प्रन्‍्थों ने कहीं-कहीं भक्ति- 
वादी ग्रर्थ पर श्रधिक बल दे दिया है भ्रथवा 
प्रयोजनवश भक्तिवादी श्रथे सें इन्द्र आदि शब्दों 
का प्रयोग कर दिया है। श्रध्यात्स सें इन्द्र का 
केन्द्रीय ग्रर्थ यदि हम दिव्य मन (]llumined 
71170 ) मानें तो उसके वाक्‌, वीर्य, रेतस व 
शिइत प्रादि ध्रन्य अथ भक्तिपरक ग्रथ होंगे । 


वेदों का खचम धरातल | 
| 


यदि हम वेदान्तर्गंत वर्णनीय विषयों पर 
समग्र रूप से एक सरसरी दृष्टि डालें तो हमें | 
यह प्रतीत होता है कि वेद प्रमुख रूप से एक सूक्ष्म | 
धरातल पर थ्रासीन हैं । दूसरे शब्दों में हस यह | 
कह सकते हें कि वेदों का ग्रसली वर्णनीय विषय | 
सुक्ष्म शक्तियां व सुक्ष्म जगत है । स्थूल जगत 
उनका वास्तविक क्षेत्र नहीं है । प्रश्‍न होता है कि 
यह कंसे ? यदि इस का एक वाकय में उत्तर देना 
चाहें तो यह है कि वेदों के सब देवता सूत्रात्मा हें, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


DEI RSIS RD BER ९: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों का सूक्ष्म घरातल ३३ 


सूक्ष्म रूप हैं । जिसप्रकार एक सूत्र अनेक मनकों 
में पिरोया होता है, उसी प्रकार ये देवता भी 
अनेकों वस्तुओं में पिरोये हुए हैं श्रौर उनमें श्रोत 
प्रोत हैं । यदि देवता स्थूल जगत्‌ ब स्थूल श्राकृति 
से ही सीमित, बद्ध व गृहीत होते तो वे एकार्थक 
च एक वस्तुनियतार्थक होते । ्षेत्र-भेद व अने- 
कार्थंता उनकी न होती । परन्तु ऐसा नहीँ है। 
द्युलोक, पृथिवीलोक व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उनका 
प्रसारक्षेत्र हे श्रनेकों आयतनों सें वे समाविष्ट 
हैं । अनेक वस्तुओं के वे वाचक हैं । इसलिये हम 
यह निःसंकोच भाव से कह सकते हैं कि वेद के 
देवता सूक्ष्म रूप में श्रनेकों वस्तुओं में ओतप्रोत 
| हैं| सूत्रात्मा रूप हैं उदाहरण के तौर पर वेद 
के उन देवताओं पर दृष्टिपात किया जा सकता 
है, जिनमें वेद का बहुत सा भाग ससाविष्ट हो 
जाता है । वे निम्न प्रकार हे 


अग्नि -- 


भूलोक, वीये, वाक्‌, प्राण, मत, श्रात्मा, पुरुष, 
ब्रह्म, पर्जन्य, आदित्य, समग्र देवतादि । 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


88:35 -:-०४५:८ 


डार्क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन्द्र 


ग्रन्तरिक्षलोक, वीय, वाक्‌, प्राण, मन, हृदय, 
श्रात्सा, सत्र, सूर्य, स्तनयित्नु व समग्र देवता 
ग्रादि । 


सोम -- 


चन्द्रमा, ग्रन्न, रस, प्राण, क्षत्र, रेतस्‌, समग्र 
देवता ग्रादि । 


उदाहरणार्थ हमने यहां दो एक देवताओं की | 
व्यापकता का दिग्दर्शन कराया । वास्तव में यह भी | 
दिखाने की ग्रावश्यकता नहीं थी । क्योंकि वेदों | 
में सामान्य रुचि रखनेवाला भी प्रत्येक व्यक्ति | 
इस तथ्य को भली भांति जानता है । कहने का | 
तात्पर्यं यह है कि ये सब देवता सूत्र रूप हें, सूक्ष्म | 
हें। स्थूल जगत्‌ की स्थूल ग्राकृतियां उनके ग्रायतन | 
अ्रवश्य हें पर वे उन्हीं में बद्ध नहीं हें। वे स्थूल 
ग्राकृतियां सूक्ष्म शक्तियों के वर्णन में सहायक के 
तौर पर ही वणित होती हें। कई मनचले व्यक्ति | 
उपहास किया करते हें कि यदि वेद सर्वं सत्य । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों का सूक्ष्म धरातल ३५ 


विद्याश्रों का पुस्तक है तो उसमें ककडी ( उर्वा- 
रुक: ऋ० ७।५६।१२ ) के सिवाय श्रन्य फलों का 
वर्णन तो दिखा दो ? इसी प्रकार के और भी 
ग्राक्षेप वे किया करते हें । 


इस सम्बन्ध में हमारा यह कहना है कि 
चेदों का वर्णनीय विषय फलों व ग्रन्य वस्तुओं की 
स्थूलाकृति नहीं है । परन्तु उन फलों के निर्माता 
सोम च अग्नि आदि सक्ष्म तत्वों का ही वेद में 
चर्णन है । सब फलों में सोम के ही विविध रूप 
। हैँ। त. सोम के वैविध्य से मन्त्रों में वर्णन है न 
| कि फलों की अ्रःकृति के बेविध्य से । ग्रोदन शब्द 
। भी चावल की स्थूलाकृतिमात्र का निदशेक नहीं 
| है । इसी कारण ब्रह्मौदन, स्वगांदन, पञ्चौदन 
| आदि पद सार्थक होते हैं । उर्वारक का दिग्दर्शन 
। उर्वारुक के वर्णन के प्रयोजन से नहीं हे श्रपितु 
। मृत्यु के बन्धन से छुटकारा दिखाने के लिये है । 
इसी प्रकार यजुर्वेद के १८, २४, २५, ३० ग्रध्यायों 
तथा श्रन्य वैदिक सन्दर्भो व मन्त्रों में पशु पक्षिश्रों, 
ग्रन्नों, शरीराबयवों तथा ग्रन्य मनुष्य वर्गों 
झादि का परिगणन श्रग्ति, इन्द्र, सोम, रुद्रादि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ वेद-विमर्श 


देवताओं के क्षेत्र व प्रसार के दिग्दर्शन, विभिन्न 
कर्मो व विशिष्ट गुणों के ज्ञापन के लिये है । इसी 
कारण वहां कौनसे पशु-पक्षी किस देवता को 
श्रेणी में भ्राते हे ? कया गुण, धर्म व कर्म प्रादि 
उन से प्रतीत होते हें-इत्यादि सूक्ष्म बातों व सूक्ष्म 
शक्तियों के प्रदशन के लिये है । 

यदि स्थूलाकृति का वर्णन होने लगे तो केवल 
पृथिवी पर ही भ्रनन्तविध वस्तुश्रों का पसारा है 
जिसका वर्णन ग्रति दुष्कर है । फिर ग्रनन्त लोक 
हैं जिन के वेविध्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं । 
श्रत: हमारा विचार यह है कि प्रत्येक देवता घट- 
बढ़ रूप में सूत्रात्मा रूप है, सूक्ष्म है। और इन्हीं 
सूक्ष्म शक्तियों का बेद में वर्णन है। इन्हीं के वर्णन 
के ब्याज से कहीं कहाँ स्थूलाकृति का भी दिग्दशन 
हो गया है। इस सम्बन्ध में एक श्रवान्तर प्रश्न 
पैदा होता है कि इस व्यापक सृष्टि में जो ग्रनन्त 
प्रकार के पशु, पक्षी, कोट, पतंग आदि हीन 
प्राणी श्रोर मनुष्य व देव प्रादि महान्‌ प्राणी हे 
उन सब के नाम वेदों में नहीं श्राते तो हम यह 
केसे मानें कि सब संस्थानों व पदार्थों भ्रा(द के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj द Chennai and eGangotri 


वेदों का सूक्ष्म धरातल ३७ 


नाम व्यवहार ( संज्ञा कर्म ) का प्रयोजक वेद 
है? 


इसका बहुत कुछ समाधान हुम इस रूप मं कर 
चुके हें कि सृष्टि के प्रत्येक पदाथ के निर्माता 
तत्वों व उनके ग॒णधर्मो का वर्णन अग्नि, इन्द्र, 
सोमादि देवताग्रों द्वारा श्रन्य प्रकार से विशद 
रूप में वेदों में मिलता है। इन तत्वों के जान 
लेने पर सब जाना जाता है। इस ग्रबस्था में 
संज्ञाकर्म श्र्थात्‌ नाम व्यवहार भो सुगम होता है 
और सार्थक होता है । उन सूत्रात्माग्रों व उनके 
गणों ब धर्मों को न जान कर केवल उनके आयतन 
रूप स्यलाकृति के साथ नाम का सम्बन्ध जोड़ 
देने मात्र से ज्ञान का कोई वेशिष्ट्य नहीं हैं । श्रौर 
फिर यह भी नहीं कह सकते कि वेदों मं मानव 
य सानवेतर प्राणी कोट, पतंग तथा ग्रन्य स्थूल 
से स्थल व सक्ष्माति-सूक्ष्म जीवों का वर्णन नहीं 
है । वर्णन अवश्य है पर वहां गुण, घम, कम 
गदि जाति के ग्राधार पर विभाजन कर वणन 
हुआ है । इस संबन्ध में वेदों तथा विशेष कर 
भ्रथवंवेद के बहुत से प्रकरणा देखें जा सकते हँ। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ वेद-विमशं 


पुनइच इन सब बातों पर विचार करते हुए हमें 
यह नहीं भूलना चाहिये कि वेदों का ज्ञान मनुष्यों 
के लिये है। मनुष्य ग्रपनी श्रल्पज्ञता व श्रल्प- 
शक्ति के कारण कुछ कुछ जान सकता है। 
बह प्रत्येक को पुरा-पुरा नहीं जान सकता श्रोर 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को भी नहीं जान सकता । इस- 
लिये मानव हित के लिये बीज रूप में श्रेणी | 
विभाजन कर वेदों में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का ज्ञान | 
भर दिया है! ओर ब्रह्माण्ड का यह बीज रूप | 
वर्णन भी सूत्र रूप में है प्रर्थात्‌ सूत्रात्मा रूपी | 
सक्ष्मशक्तियों का वर्णन है। 


इन सूत्रात्मा रूपी सूक्ष्म तत्वों को लेकर | 
मानवबुद्धि यदि किन्हीं वस्तुओं का निर्माण कर .| 
लेती हे यथा रेलगाड़ी, एटम बम्ब, विमान श्रादि, | 
तो इस पर यह कहा जाये कि ये श्रस्तुएं वेदों मं | 
नहीं हैं तो यह वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने श्रौर | 
सवं सत्यविद्याश्रों का ग्रागार होने के भाव .को | 
न समझना है | हमारे विचार में जिन तत्वों से | 
मानव बुद्धि किसी भी वस्तु का निर्माण करती 
है उन तत्वों का विशद वर्णन वेदों में है। जिस 


CC-0. In. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NR HPP IRIE RR 
NINE SR डू 


"सा सत्क्क कला लाक रका कु 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों का सूक्ष्म धरातल ३६ 


प्रकार भगवान्‌ सृष्टि निर्माण करते हैं उसी प्रकार 
सनुष्य भी उन तत्वों को लेकर कुछ निर्माण कर 
लेता है। क्योंकि भगवान्‌ और जीव में सर्व श्रोर 
श्रल्पका ही तो भेद है! श्रब हम अपने पूर्व प्रसंग 
पर ग्राते हैं-जेसा कि हमने कहा था कि बेदों में 
प्रमुख रूप से सूत्रात्मात्रों का वर्णन है केवल 
छृत्रात्मा ही नहीं सूत्रात्माओं के भी सूत्रात्मा हें 
एसा हमें समझना चाहिये । वेद में श्राता है कि 
“इस सूत्रात्मा अग्नि में एक और अ्रग्नि१- प्रविष्ट 
है! २. ऋत से अन्य सूक्ष्म ऋत आवृत है। जनक की 
सभा में याज्ञवल्क्य और अन्य ऋषियों का शास्त्रार्थे 
सूत्रों के भी सूत्र उस अन्तिम सूत्र की खोज का 
संवाद है। 

इस प्रकार भ्रन्त में सूत्रों के भी सूत्र उस 
परमसूत्र व श्रन्तर्यामौ भगवान्‌ पर पहुंच कर 
गाडी रकती हे । अतएव प्राचीन समय में ग्रात्म- 
विदों ने सब मन्त्रों के देवता रूप सें उस परमपूत्र 


RE पड 
१. अग्नावग्नश्चिरति प्रविष्टः । अथ. ४।३९।६ 


२. ऋतेन ऋतमपिहितम्‌० 
क्र. ५।६२।१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
रु 
४० वेद-विमर्श 


परमात्मा को ही माना था । उनका यह कहना 
था कि वह परमात्मा ही श्रपत्ती महिमा के प्रभाव 
, से विभिन्न देव रूपों में स्तुति किया जाता है । ग्न्य 
देव उससे पृथक्‌ नहीं श्रपितु उसी के प्रत्यंग १ हे! 
उनकी दृष्टि में स्थूल जगत्‌ के “रथर, अश्व, 
प्रायुध, इषु भ्रादि श्रात्म रूप हो हें ।' निरुक्त के 
इस संदर्भ का तथा ग्रन्य शास्त्रों के इसी प्रकार 
के प्रयोगों का तात्पर्य तो यह था कि आत्मा 
प्रमुख है । बहू स्थूल जगत्‌ के रथ व भ्रायुध श्रादि 
'वस्तुश्नो में श्रोत-प्रोत है। उसी की महिमा से इन 
की स्थिति है परन्तु इस प्रकार के. प्रयोगों का 
परिणाम यह हुश्रा कि कई आत्मविद्‌ विद्वान्‌ 
श्रात्मा के महाभाग्य में इतने लबालब हुए कि 
उन्होंने वास्तविक सीमा को श्रतिक्रमण कर 


| 


१. महाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा 
स्तूयते । एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यंगानि 
भवन्ति । (नि० ७।१।४) 

२. श्रात्मेवेषां रथो भवति श्रात्माइवः ग्रात्मायु- 
घमात्मे वः आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य । 

(नि० ७।१।४) 


| !| 
|| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


॥ 
0. 


we 


॥ See 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सोम ४१ 


ग्रन्तिस सत्ता ( Ultimate 1047 ) केवल 
चेतन ब्रह्म को ही माना । 


चेतन ब्रह्म के अतिरिक्त ग्रन्य किसी क्को 
सानने से उन्होंने इन्कार कर दिया । श्रात्मवा- 
दियों के सिद्धान्त का यह सीमातोत रूप है। 
दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ग्रात्मविदों की पुर्व सीमा 
से कुछ नीचे उतरे । उन्होंने आत्मा को प्रमुख के 
न रख कर भौतिक तत्वों के ग्राधार पर सोचना 
प्रारम्भ किया । प्रात्मतत्व को सीधा न देख कर 
अग्नि, सूर्यं ग्रादि भौतिक तत्वों के माध्यम से 
देखा । और उस ग्रात्मतत्व को त्रिलोकी के श्रग्नि, 
वाय, सय इन त्रिदेवों में विभक्त किया ! उनके 
मत में अन्य सब देव संस्थानेकत्व व सम्भोगेकत्व 
के आधार पर इन्हीं तीनों पर ग्राश्रित हें इसी 
प्रकार आगे-ग्रागे विभागीकरण व बहुत्ववाद को 
प्रवत्ति इतनी ग्रधिक बढी कि कई श्रात्मा को 
नितान्त उपेक्षा कर के देवताओं को प्रचेतन शक्ति 
मानने लगे । इनका वेद के सम्बन्ध में दृष्टिकोण 
भौतिकता व व्यक्तिवाद को ले कर विकसित 
हुआ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क eee जन . ++ ——— "शश त प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४२ वेद-विमश 


हमारे विचार में ये दोनों ही सीमातीत भ्रव- 
स्थाएं वेद के सही रूप को चित्रित नहीं करतीं। 
वेद का सही रूप यह है कि सूत्रों के भी सूत्र उस 
परम सूत्र परमात्मा को सर्वव्यापी सर्वाधार 
मानकर श्रभ्य सूत्रात्माश्रों व सूक्ष्म शक्तियों को वेदों 
का देवता माना ज्ञाये। ग्रतः उ परमसूत्र 
परमात्मा और सूत्ररूप सुक्ष्म शक्तियों के वर्णन 
प्रसङ्ग में यदि स्थूल ग्राकृति की कहीं आवश्यकता 
हुई तो उसका दिग्दशन कर दिया जाता है। बह 
श्रात्सविदो का वेद सम्बन्धी दृष्टिकोण है । परन्तु | 
जब भौतिक दृष्टिकोण को प्रमुख मानकर त्रिदेवों | 
व बहुदेवों पर विचार किया जाता है तब वह | 
कर्मकाण्ड का क्षेत्र श्रा जाता है । इस सम्बन्ध में | 
हमारा विचार यह है कि हमें पुव मीषांसा के 
कमेकाण्ड सम्बन्धी वचनों व नियमों को व्यापक 
दृष्टिकोण देना चाहिये श्रौर सीमित कर्मकाण्ड 
की भ्रपेक्षा ब्रह्माण्ड यज्ञों में इनको घटाने का 
प्रयत्य करना चाहिये । 


` इस कर्मकाण्ड के क्षेत्र में ब्रह्माण्ड के यज्ञ 
ही नहीं ग्रपितु श्रध्यात्म के पिण्ड यज्ञ व प्रन्तर्याग 


PEI 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऋण TS था ड SS 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों का सूक्ष्म धरातल ४३ 


भी ग्राते हैं । श्रर्थात्‌ जिन यज्ञों को हप ब्रह्माण्ड 
यज्ञो में घटाते हें उरहें श्न्तर्याग में भी घटा सकते 
हैं । बाह्य यज्ञों में घृत, हवि, गो, कक गी ग्रादि 
बाह्य द्रव्य हैं तो ग्रन्तर्याग में ये ग्रान्तारिक द्र्व्यों 
के वाचक होते हैं। श्रात्मविदों को भी अपनी 
पूर्वाकाष्ठा व पराकाष्ठा आत्मतत्त्व पर पहुंचन 
के लिये ये अन्तर्याग करने ही पड़ते हैं और 
प्रारस्भ में बहिर्याग व तदर्थ द्रव्यों का भी सहारा 
लेना पड़ता है । यथा आन्तरिक अग्निहोत्र की 
निष्पन्नता के लिये, ग्रान्तरिक श्रग्नि के प्रज्वलन 
के लिये प्रतीक रूप में बाह्य ग्रग्निहोत्र का श्रान्त- 
रिक ज्योतियों के उद्बोधन के लिये बाह्य 
ज्योतियों का ¦ छान्दोग्योपनिषद्‌ का चतुष्कल 
ब्रह्म इत तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है । 


इस प्रकार वेदों को पढ्ने के दो मागे हैं। 
एक मार्ग ग्रात्म केन्द्र का मार्ग है श्र्थात्‌ सब 
देवताओं को प्रात्मा की ही विभूति मानकर 
उनका अध्ययन करना । श्रौर दूसरा प्रपञ्च का 
मार्ग है । इससे भोतिकता को प्रमुख मानकर 
वेद-वणित विश्व का प्रध्ययन करना होता है । 


REPU क न न TSN 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OS TS SS त - कि), 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७ ९ 
४४ वेद-विमशे 


इन दो मार्गो के कारण कवि भी दो प्रकार के हे । 
एक प्रपञ्च कवि और दूसरे सूत्रकवि । प्रपञ्च 
कवि वे हें जो कि इस विश्व प्रपञ्च के एक-एक 
अङ्ग-प्रत्यङ्ख को, स्थूलाकृतियों के वेविध्य, 
वेशिष्ट्य व उपके विस्तारो को शब्दों हारा पूर्ण रूप 
में चित्रित करने का प्रयत्न करते हें। ऐसे कवियों 
का शब्दजाल व शब्दकोष विशाल होता है। 
उनके वर्णनों में वस्तुग्रों की स्थूलाकृति प्रमुख 
होतो है । ये सृष्टि व सृष्टि की परिवर्तनशीलता 
में विचरने वाले होते हें । 

विशव प्रपञ्च में रुचि रखने वाले प्राधनिक 
विद्वानों की ही ग्रधिकतर यह शिकायत है कि 
वेदों में सब वस्तुओं का वर्णन नही है। विश्व | 
प्रपञ्च में कुशलता से विचरने वाले कवियों में 
उदाहरण के रूप में हषंचरित व कादम्बरी के 
रचयिता बाण को ले सकते हे । बाण ने ग्रपने 
इन श्रमूल्य ग्रन्थों में एक-एक वस्तु का रूप-चित्रण | 
बड़े कौशल से किया है। बाण का शब्दभण्डार 
विशाल है । इसके विपरीत दूसरे कवि वे हें जो 
वस्तुओं व उनके वेविध्य पर ध्यान न देकर उनमें 


| 
| 
॥ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


फुकाउ तयाता ता थि का | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों का सूक्ष्म धरातल ४५ 


ग्रोत-प्रोत सुत्र पर ही ध्यान देते हैं । उनके लिये 
यह आवश्यक नहीं कि वे संसार की समग्र वस्तुओं 
का विस्तार से ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि उनका 
वर्णनीय विषय या चित्रण का केन्द्रबिन्दु वस्तु नहीं 
होती । उनका केन्द्रबिन्दु वह सूत्र है जो वस्तुओं 
में ग्रोत-प्रोत है । इन दोनों प्रकार के कवियों में 
भी कई स्तर होते हें । सूत्रों के भी सूत्र उस 
परम सुत्र की उपलब्धि ही जिनका ध्येय होता 
है । सब प्रकार को श्रभिव्यक्तियों, विक्षोभों व 
|. विकारों से ऊपर शान्त, श्रगाघ, ्रतलस्पर्शी, निश्चल 
। नीरव शब्दब्रह्म व परब्रह्म हो जिन के ध्यान का 
विषय होता है । वे स्वभावतः शब्द की विक्रतियों 
व शब्दजालों में क्यों फंसंगे ? उनके आदर्श तो 
निम्न वाक्य होते हँ-- 


वाचारम्भणं विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव 
। मत्यम्‌। नानुष्यायाद्‌ बहूज्छब्दान्‌ वाचो 
| विग्लापनं हितत्‌। (बु०३० ४।४।२१) 
मृत्यो: सः म॒त्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । 
( ब्‌० उ० ४,४२१ ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_..- —— >> दा गण... 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६ वेद-विमशे 


ऐसे सूत्रकवि श्रध्यापन व प्रवचन ग्रादि भी 
सुत्ररूप में करते हें । वेदिक साहित्य का प्रमुख 
भाग सुत्रात्मक होने से हस यह कह सकते हुँ कि 
भारतीय प्रवृत्ति सदा से सूक्ष्म सुत्र, व गहराई में 
जाने की रहो है। परन्तु धन्य हें वेदव्यास व 
याज्ञवल्क्य आदि मर्हाष जो कि निष्क्रिय प्रपञङ्चो- 
पशम ब्रह्म में ग्रवगाहून करते हुए भी सक्रिय ब्रह्म 
व प्रकृति में भी पूर्णरूप से विचरते रहे हें । इस 
प्रकार हमने वेदार्थ के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप में 
विचार किया । इस सम्बन्ध में गुरुकुल कांगड़ी 
के आ्राचाये श्री पं. प्रियव्रत जी द्वारा लिखित 'वेद 
का राष्ट्रीयगोत' की भूमिका तथा श्री पं. धमंदेव 
जी विद्यामातण्ड द्वारा रचित वेदों का यथार्थ 
स्वरूप भी देखें । 


ब्राह्मण-ग्रन्थों में बेदोत्पत्ति-प्रक्रिया 


ब्राह्मण-ग्रन्थों में वेदोत्पत्ति की प्रक्रिया एक 
अनूठे ही ढग से र्वाणत हुई है। उदाहरणार्थ 
गोपथ ब्राह्मण के तत्सम्बन्धी प्रकरण का हम यहाँ 
संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करते हें वहां श्राता है-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0000 त त त न FR सपा 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्राह्मण-ग्रन्थों में वेदोत्पत्ति-प्रक्रिया ४७ 


प्रजापति ने१. खूब श्रम किया, अपने को खूब 
तपाया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसके अपने 
ग्रस्दर से तोन लोकों का निर्माण हुआ । वे तीन 
लोक पृथिवी, ग्रम्तरिक्ष ओर द्युलोक हें । पैरों से 
पृथिवी का निर्माण हुआ, उदर से अन्तरिक्ष का 
और मूर्धा से झुलोक का । अब उसने इन तीनों 


| 
| 


१. स भूयोऽश्राम्यद्‌ भूयोऽतप्यद्‌ भूय रात्मानं 

समतपत्‌ स आत्मन एव त्रींल्लोकाचिर मि- 
मत पृथिवीमन्तरिक्षं दिवमिति । स खलु 
पादाभ्यामेव पृथिवीं निरमिमतोदरादन्त- 
रिक्षं मूर्ध्नो दिवम्‌ । स ताँस्त्रील्लोकानभ्य- 
श्राम्यदभ्यतपत्‌ समतपतोभ्यः श्रान्ते भ्यस्तप्ते- 
भ्यः सन्तप्तेभ्यस्त्रीन्‌ देवान्‌ निरमिमतार्नि 
वायुमादित्यमिति । स खलु पृथिव्या एवाग्नि 
| निरमिमतान्तरिक्षाद्वायुन्दिव श्रादित्यम्‌ । 
| स ताँस्त्रीन्‌ देवानभ्यश्राम्यदभ्यतपत्‌ सम- 
| तपत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यस्त्रीन्‌ 
वेदान्‌ निरमिमत ऋग्वेद यजुर्वेदं सामवेद- 
मिति । अग्ने ऋग्वेदं वायो येजुर्वेदमादि- 
त्यात्‌ सामब्रेदम्‌ । गो० ब्रा» १।१।६ 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८ वेद-विमशं 


लोकों को तपाया, उनके अत्यधिक सन्तप्त होने 
पर श्रग्नि, वायु और आदित्य इन तीन देवों का 
निर्माण हुआ । पृथिवो से श्रग्नि, ग्रन्तरिक्ष से 
वायु और चलोक से आदित्य । इसके पश्चात्‌ उस 
प्रजापति ने इन देवों को तपाया तो इनसे तीन 
वेदों की उत्पत्ति हुई । श्रग्नि से ऋग्वेद, वायु से 
यजुवंद और श्रादित्य से सामवेद ।' 
यह गोपथ ब्राह्मण की वेदोत्पत्ति-प्रक्रिया 
है। इस पर यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया | 
जाय तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि ब्राह्मण- | ' 
` ग्रन्थ श्रग्नि, वायु और आदित्य इन तीन भौतिक | ` 
शक्तियों से बेदोत्पत्ति मानता है। यही भाव | 
श्रन्य ब्राह्मण-ग्रन्थों१. में भी उपब हित हु्रा है। | 
उपर्युक्त ब्राह्मण ग्रन्थ के प्रकरणानुसार प्रजापति । 
से जिन लोकों. देवों तथा वेदों श्रादि का निर्माण 
हुअ्रा है। उनमें एक विशिष्ट प्रकार का संबन्ध | 
है जो कि तालिका में इस प्रकार रखा जा 
सकता है । 


री शी. कक | 


| १ श० प० ११।५।८, ऐ० ब्रा० १। ३२, 
| षड्विश० ४ | १ 


| 

|| 

|| 

| 

॥ 

। | 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


त Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पानाला काका न हट itized by 


अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति ४६ 


१. लोक - पृथिवी अन्तरिक्ष द्युलोक 

२. देवता- अग्नि वायु आदित्य 
३. बेद - ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद 
४. सवन - प्रातःसवन साध्यन्दिनसवन तृतीयसवन 


इस प्रकार गोपथ ब्राह्मण के उपर्युक्त प्रक- 
| रण का सार हमने अपर प्रदशित किया । अब 
विचारणीय यह है कि इसकी ठपाख्या किस 
| प्रकार की जाए ? शास्त्रों में इनके इस पारस्प- 
| रिक संबन्ध को किस दृष्टि से सोचा गया है-इस पर 
| हम केवल ऊहांपोह करते हें और यह भी देखने का 
| प्रयत्न करते हें कि अग्नि, वायु, आदित्य आदि जो 
| मानव ऋषि हुँ, जिनके हृदयों में प्रारम्भ में 
| 


| चार वेद प्रादुर्भूत हुए, उनका इन ब्राह्मण ग्रन्थो 
| में वणित ग्रग्नि, वायु ग्रौर आदित्य आदि भौतिक 
| शक्तियों से क्या सम्बन्ध है ? 


अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति 


| ऐतिहासिक विद्वान्‌ यह समाधान कर सकता 
| है कि ग्रग्नि से ऋग्वेद को उत्पत्ति का भाव यह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TTR SF कर रण... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पल वैद-विमर्श 


है कि कोई मनुष्य ऋषि अपनी परीक्षण-शाला | 
में बैठा हुआ पृथिवी के सब पदार्थो का परीक्षण 
व निरीक्षण कर रहा था, उसने यह देखा कि 
पृथिवी पर रहने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, औषधि, | 
बनस्पति श्रादि जितने भी स्थावर व जंगम प्राणी | 
हैं, उन सबकी सत्ता ग्रग्ति के कारण है। यदि | 
पृथिवी पर अ्रग्ति न रहे तो सब कुछ विनष्ट हो | 
जाये । इसलिये इस ऋषि ने प्रति पदार्थ में | 
प्रस्ति की ही भिन्न-भिन्न शक्तियों को कार्थ करता | 
देख कर विभिन्न ऋषि ( दृष्टिकोण ) नामों से | 
कविताएं रच डालीं जो कि ऋग्वेद नाम से प्रसिद्ध | 
हई श्रौर उस ऋषि का श्रपना नास भी अग्नि | 
हो गया । 
ग्रपौरुषयवादी इसका समाधान इस प्रकार 
कर सकता है कि हमें भौतिक शक्तियों व' पर- 
मात्मा में श्रभेद बुद्धि व एकत्व का व्यवहार कर 
लेना चाहिये । जिस प्रकार देवदत्त कहने पर हम 
देवदत्त के शरीर ग्रौर उसकी ग्राटमा को पृथक्‌ 
||| न कर एक रूप में ग्रहणा करते और एक व 
प्रभिन्न मान कर ही व्यवहार करते हें । उसी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TR PINION नान“ 


| 
| 
। 
| 
| 
$ 


लि नन की Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति श्र 


प्रकार वेदों में भौतिक शक्तियों को भगवान्‌ का 
शरीर माना गया है ' मनुष्य को तरह उन 
भौतिक शक्तियो में और भगवान्‌ में व्यवहार की 
दृष्टि से कोई पार्थकय नहीं है। वेदों का भी 
एसा हो ग्रभिप्राय प्रतीत होता है। पुरुष सुक्त 
हारा परस पुरुष का वर्णन करते हुए श्रगले 
अध्याय में 'तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा' 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा परमात्मा तथा उसके ग्रग्नि 
आदि शरीरावयत्रो में एकत्व का निदेश किया 
गया है । इस श्रवस्था में भौतिक शक्तियां केवल 


। भौतिक नहीं रहती । 


“स्तवाम ख्यं भुवनस्य गोपाम्‌०, उद्वयं 
तमसस्परि०? 


श्रादि मन्त्रों द्वारा प्रभात वेला में उदय होते - 
| हुए सूयं के सम्मुख यदि हम उपस्थित होते हें तो 
| यह सूर्योपासना भौतिक सूर्यं की उपासना नहाँ 
| है। श्रग्निहोत्र वेला में 'उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजा- 
| गृहि०' इत्यादि मन्त्रों द्वारा जब हम श्रग्नि का - 
| उद्बोधन करते हें तो यह केवल भौतिक अग्नि की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Tt < ज्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्र वेद-विमर्श 


परिचर्या नहीं है । इन सबके पीछे सर्वनियन्ता | 
भगवान्‌ निहित हें । इसलिये ब्राह्मण-प्रन्थों की | 
निराली वर्णन-शैली की व्याख्या हम इस प्रकार | 
कर सकते हैं कि ग्रग्ति रूपी शरीर में प्रच्छन्न | 
रूप सें विद्यमात भगवान्‌ ने अग्नि ऋषि को 

भौतिक श्रादि श्रम्तियों सें ओतप्रोत ऋग्वेद के 

मन्त्रों का दशन कराया । इसलिये यदि कोई यह 

भी कहना चाहे कि भौतिक अग्नि से सन्त्र प्रादुभूत | 
हुए हें तो इसमें कोई ऐसी विलक्षणता नहीं है। | 
इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि उसने | 
भगवान्‌ के अग्नि शरीर सं व्याप्त मन्त्रों को परम- 

श्रात्मा से उद्बद्ध होता हुश्रा न समझ कर उसके 
श्रग्नि शरीर से प्रादुर्भूत होता हुआ समझ लिया 
है । श्रग्नि तो माध्यम है । जिस प्रकार सनुष्य की 
आन्तरिक वाणी मुख व प्राण ग्रादि भौतिक साधनों | 
द्वारा प्रकट की जाती है। उसी प्रकार भगवान्‌ 
की वाणीरूप वेदों को प्रकट करने वाले ग्रिन, 
वायु, श्रादित्य श्रौर अ्रञ्चिरस ( ग्रंगरस ) ये . 
चार भौतिक शक्तियां चतुर्मुख ब्रह्मा के चार मुख 
हँ जिनको भगवान्‌ वेदों की प्रारम्भिक ध्वनि के | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ख by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रग्नि से ऋग्वेद को उत्पत्ति ५३ 
लये साधन बनाता है । कहा भी है 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्र 
हिणोति तस्मै । | 
( इवेताइवतर उप० '६। १८ ) 


इस प्रकार परम ब्रह्म को पुरुष रूप से 
कल्पना कर प्रकृति और ब्रह्म का एकत्व रूप न 
वर्णन करना वेदादि शास्त्रों में इतने व्यापक रूप 
में पाया जाता है कि इसको बिना समझ ब्राह्मणः 
ग्रन्थों तथा अन्य शास्त्रों के रहस्यों को स्पष्ट रूप 
में समझना असंभव होगा । ब्ृह्मा के मुखों से 
उच्चरित ऋगादि द्वारा प्रकृति के घटकों का जब 
निर्माण शुरू हुआ तब वह मन्त्रध्वनि श्रौर प्रकृति 
के परमांण तंदरूप हो कर ऋचा झादि नामों से 
उच्चरिंत होने लगे । इसी दृष्टि से कहा गया है 
“ऋग्श्यो. जातां सर्वेशो मूतिमाहुः त० ना? 
३।१२।९।१ ग्रर्थात्‌ इस ब्रह्माण्ड म सब मूत 
पदार्थो की मूर्तियां व प्राकृतियां ऋचांओं से 
ही निर्मित हुई हें । कई इसका भाव यह भीले 
सकते है कि ऋचाएं स्थूलाकृति. में उपादान कारण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ वेद-विमर्श 


हैं । इसी भाव की पुष्टि निम्न उद्धरणों से भो हो | 
रही है-- 


भूरित्युग्म्योच्चरत्‌ सोऽयं (पृथित्री) लाको- 
ऽभवत्‌ । र 


( षड्विश ब्राह्मण १।१५ ) । 


भूरित्यग्वेदस्य रसमादत्त । सेयं पृथिव्यभवत्‌ । 
( जे० उ० १।१।३ ) 


पृथिवी पर इन मूर्तियों की प्रमखता है । 
इन मृतियो का निर्माण व परिपाक अग्नि करता 
है । इसलिये यह श्रग्नि पृथिवी का ग्रधिपति होते 
हुए ऋचाओं की ध्वनि में भी कारण बनता है ' मति 
म तक्षण होता है। ऋच।ए' मत में तद्रूप हे । 
अत: ऋचाशं के निर्माण में मूतियो के सदा तक्षण 
शब्द का प्रयोग कर दिया गया है ( यस्मादूचो- 
ऽपातक्षन्‌ )॥ यदि हम वेदों पर सक्ष्म रूप से 
दृष्टिपात करें तो हम यह पाते हैं कि वेद में 
भगवान्‌ का वर्णन प्रकृतिरूपी शरीर के सहित 
है और वह एक रूप में है । और जो श्रग्नि, इन्द्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जि त लगना नाना झट ण्‌ ~ गय र त MOSSES मा सल 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति पर्यू 


आदि देवताओं के मन्त्रों को श्रग्नि व विद्युत्‌ ग्रादि 
भौतिक शक्तियों में घटाया जाता है और 
श्रग्नि रूप परमात्मा में भी तो वह व्यत्यय आदि 
का आश्रय लेकर ही किया जाता है । पर वेदने 
तो एक ही सान कर वर्णन किया है । अतएव 
हम यह कह सकते हैं कि भगवान्‌ की वाणी प्रकृ- 
'तिक तत्वों के सहारे सर्वत्र प्रसारित होती है श्रौर 
उन्हीं के माध्यम से ऋषियों के हृदय में ग्राविरभूत 
होती है । इसी भाव को दूसरे शब्दों में निस्त 
इलोक में प्रकट किया है 


अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रय ब्रह्मसनातनम्‌ । 
दुदोह यन्ञसिद्वर्थमुण्यजुःसामलचणस्‌ ॥ 


इस प्रकार श्रग्वि से ऋग्वेद की उत्पत्ति- 
प्रक्रिया क्या हो सकती है, उसका तात्पयं क्या है 
इत्यादि समस्याओं को त्रेतवाद की दृष्टि से स्पष्ट 
करने व समन्वित करते का हमने प्रयत्न किया । 
इसी भांति अनन्य वेदों के सम्बन्ध में भो विचार 
किया जा सकता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदोत्पत्ति का माध्यम गायत्री (सावित्री) 


वेदों व ब्राह्याण-ग्रन्थो में वेदोत्पत्ति का 
माध्यम सावित्री व गायत्री को भी बताया गया | 
है । सावित्री व गायत्री में परस्पर कुछ भेद है! | 
वह क्या है ? इस सम्बन्ध सं हम यहां कुछ नहीं | 
कहना चाहते । हमारा विचारणीय बिषय यह है | 
कि सावित्रो से वेदोत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है ? | 
इस पर प्रब हम संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत 
करते हैं । 

सावित्री व गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हुई 
है ऐसा वेदादि शास्त्र प्रतिपादन करते हुँ । स्वथं 
वेद में गायत्री को वेद माता? कहा गया है । 
'वेदमाता' की व्युत्पत्ति इस भांति करनी चाहिये- 
'वेदानां माता/-श्रर्थात्‌ वेदों को माता यह 


१. स्तुता मया वरदा वेदमाता : प्रचोदयन्तां 
पावमानी द्विजानाम्‌ । आयु: प्राण ` प्रजां पशुं 
कीति द्रविणं ब्रह्मवर्चेसम्‌ । महा दत्वा व्रजत । 
ब्रह्मलोकम्‌ । 

| ग्रथव्‌० १६।७१।१ 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र्न ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदोत्पत्ति का माध्यम गायत्री ५७७ 


व्यत्पत्ति इसलिये उचित है, क्योंकि इस मन्त्र का 
देवता गायत्री है | श्राप परम्परा भो यही बताती 
है । गोपथ ब्राह्मण १. १. ३४-३८ में सावित्री 
की महिमा को दर्शाते हुए कहा है 


वेदानां मातरं साबित्रासम्पदमुपनिपदमुपास्ते ! 
| ( गो. ब्रा. १. १. ३८.) 


ग्रर्थात्‌ यह सावित्री वेदों की माता है । श्रव 
विचारणीय यह है कि सावित्री व गायत्री से जो 
गायत्री मन्त्र का ग्रहण किया जाता है, उससे 
। सम्पुणं वेदों को उत्पत्ति कंसे सम्भव है? इस 
। सम्बन्ध में कुछ विचार हमने वेदों के साक्षात्कार 
पर लिखते हुए किया है । कुछ इस प्रकार है-- 
गोपथ ब्राह्मण १. १. ३३ में सविता और 
सावित्री का विवेचन किया गया है । जिस प्रकार 
पुरुष और प्रकृति, पति-पत्नी श्रौर प्राण-रयि श्रादि 
म्द हैं, उप्ती प्रकार सविता और सावित्री हे । 
ब्राह्मण-ग्रन्थ में इस समग्र ब्रह्माण्ड और पिण्ड 
को सविता और सावित्री में बांटा हुश्रा है। जिस 
समय हम गायत्रो सन्त्र का जप श्रादि करते हे, 


बल की नी REPPIN DLE YR SR IIIS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MM 


शिकास... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर्द वेद-विमशे 


उस समय समग्र संसार के उत्पादक व प्रेरक 
सविता भगवान्‌ से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी | 
बुद्धियों को तू प्रेरित कर । यह सविता अपनी 
वेदवाणी द्वारा समग्र संसार को प्रेरित कर रहा 
है, उसको वाणी हमारी बुद्धि को भो प्रेरित करे। 
भगवान्‌ के जिस क्षेत्र के सविता व सावित्री रूप 
का हम जपते समय ध्यान करेंगे, तद्रूप में 
समाविष्ट मन्त्र श्रर्थात्‌ ज्ञान हमारी बुद्धि में 
विकसित होगा । यही वेदों का गायत्रा मन्त्र द्वारा 
श्राविर्भाव है । इसी भांति गोपथ ब्राह्मण की १।१। | 
३३-३६ कण्डिकाश्रों में वेदों के प्राविर्भाव को | 
प्रपनी विशिष्ट शैली में प्रदशित किया गया है । 


वेदोत्पत्ति का माध्यम ऋषि-प्राण 


| 

| 

| 

। 
“ऋषि रहस्य' नामक पुस्तक में हम यह देख | 

चुके हें कि वेदान्तर्गत शब्दों को लेकर मानव | 
ऋषियों के नाम रखे गये हें। आर्ष परम्परा के | 
अनुसार वेद नित्य हें और मन्त्रार्थं म सहायक हैं 
यह निस्संकोच भाव से कहा जा सकता है। इस 
सम्बन्ध में यह शंका पदा होती है कि वेदों के इन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदोत्पत्ति का माध्यम ऋषि-प्राण ५६ 


विशिष्ट शब्दों को ऋषि संज्ञा क्यों दी गई हे? 

इसका समाधान ऋषि शब्द पर बिचार करने से 

हो सकता है । ऋषि (दर्शनात्‌ ) मन्त्रों को दिखाने 
। वाले हैँ। एक प्रकार से यह उपनेत्र (एनक) हैं 
जिनको पहिन कर मन्त्रों को देखना चाहिये । 
इसलिये ऋषि-ज्ञान मन्त्रार्थ सं अत्यन्त सहायक है। 
इसी दृष्टि से प्राचीन परम्परा मं! ऋषि ज्ञान 
को अत्यन्त आवश्यक बताया गया है । परन्तु यह 
सदा ध्यान में रखना चाहिये कि वेद के ऋषियों 
पर विचार करने के लिय मानव ऋषियों के 
इतिहास को टटोलने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । सानत्र ऋषि इन उपनामों व उपाधियों को 
धारण करें या न करें, इससे कुछ श्राता जाता 
। नहीं । कहने का भाव यह है कि इन उपनेत्रों ब 
। दृष्टियों को मानवीय चोला पहनाया गया हू । 
इस प्रस्था में इन ऋषियों को मन्त्रों का कर्ता 


॥ /.. 


१ तत्राषंदेवतयोरर्थावबोध उपयुज्यमानत्वात्‌ । 
| | स्कन्द । 
| ऋषितामा।र्थविज्ञानाद्‌ ऋचामर्थ विनिश्चयः । 

वेंकट माधव । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६० वेद-विमश 


मानें या दष्टा मानें, बात एक ही है । ये सब. 
प्रयोग गौण प्रयोग होंगे । इसलिये हम यह कह 
सकते हैं कि ऋषि प्राण विभिन्न दृष्टियां हैं, 
उपनेत्र हँ, जो कि मन्त्रों को दिखाते हैँ और 
भगवान की गोर से नियत हें। हम जेते सामान्य | 
जनों की मन्त्रार्थ-दृष्टि ऋषि-पद को नहीं प्राप्त | 
कर सकती । जिन मन्त्रों के ऋषि एक से अधिक | 
हें या विकल्प है, वहां उन मन्त्रों के देखने कौ 
दृष्टियां भी अनेकों हू, ऐसा हमें मानना चाहिये । | 
ग्रब हस कुछ विस्तार से ऋषि शब्द पर विचार | 
'करते हैं । | 
ऋषि शब्द के अर्थ ब उसके स्वरूपस्पष्टी- | 
करणार्थ हमें गति (ऋषगतो ), ग्रतीन्द्रियार्थ दर्शन | 
व मन्त्र दशन (ऋषि दर्शनात्‌) ग्रौर ऋषि नामक | 
प्राण (प्राणा वाव ऋषयः) इन तीनों का समन्वय | 
करते हुए विचार करना चाहिये । ये तीनों ही | 
ऋषि के ऋषित्व में निर्णायक हैं । मन्त्र-दशन व | 
ग्रतीन्द्रि याथ दशेन से मनुष्य ऋषि बनता है । भग- 
बान्‌के ईक्षण द्वारा उसके ज्ञान में सन्निहित वेद श्रादि | 
वाक द्वारा गतिशील हुए । उनकी गति का माध्यम | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ERE PI 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदोत्पत्ति का माध्यम ऋषिप्राण ६१ 


ऋषि-प्राण बने । श्रोद्य अग्नि नामक ऋषि-प्राण 
ऋतचाओं का माध्यम बना । श्राद्य वायु रूप ऋषि 
प्राण यजर्मन्त्रों का माध्यम बना । आदित्य प्राण 
साम-मन्त्रों का और श्रथर्वा तथा श्राद्य अंगिरस घ्राण 
ग्थर्दवेद का माध्यम बना । ये आद्य प्राणों को 
सुक्ष्म तरंगे हें जो कि वेद ध्वनियों को चहुं और 
बिखेरती हें (प्रकोर्णान्यक्षेरन) । जिन मनुष्यों में 

ये ऋषि नासक श्राद्य प्राण उद्बुद्ध हो जाते ह, 

। वहाँ वेद भी आविर्भूत हो जाते हैं ' कल 
| इन आदय ऋषि-घ्राणों को वेदादि शास्त्रों म 
ग्सत्‌१ कहा गया  है। श्रथवा ये असत्‌ वर्ग में 
। आते हें ऐसा भी कहा जा सकता है। असत्‌ सृष्टिः 
। निर्माण में सबसे प्रारम्भिक प्राण हैं । ये अत्यन्त 
। सक्ष्म व ग्रत्यन्त सात्विक रूप वाले हैं। इनमें 
गति, दीप्ति तथा भ्रादान प्रदान गुण विद्यमान 


१ ग्रसद्‌ वा इदमग्र थ्रासीत्‌ । तदाहुः, कि तद्‌ 
ग्रसदासी दिति । ऋषयो वावः तदग्नेसदासीत्त- 
दाहुः । के त ऋषय इति। प्राणा वा ऋषयः । 


द; ते यत्‌ पुराऽम्मात्‌ सर्वस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण 
र तपसाऽरिषंस्तस्मात्‌ ऋषयः। श- ६. १. १. ९ । 
| 
j 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२ वेद-विमर्शं 


होता है श्रौर इन ग्रसत्‌ प्राणों से ही बृहन्त? 
नाम वाले देव उत्पन्न होते हँ । इस प्रकार असत्त 
से भ्रसत्‌ वर्ग की सृष्टि प्रारम्भ हो जाती है । इन 
ग्रसत्‌ प्राणों द्वारा सत्‌ तत्त्व का तक्षणर प्रारम्भ 
होता है । प्रश्‍न यह है कि इन श्रसत्‌ प्राणों की ऋषि 
संज्ञा कब होती है ? जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
इसका समाधान इस प्रकार किया गया है । 
देवप्राण३ की गति ऊध्वं की ग्रोर होती है. गान्धबं 
व ग्रप्सराश्रों की तियंक्‌ गति होती है और ऋषि- 
प्राण की गति भ्रर्वाङ्‌ अर्थात्‌ ऊपर से नीचे को | 
सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर होती है। इसी प्रकार 
हमारे शरीर में ये प्राण जब दिव्यता को स्थल 
शरीर में उतार कर लाते हें, तब ये प्राण ऋषि- 

1ण कहलाते हें। मनुष्य भी उसी समय ऋषि 
बनता है जब उसकी दिव्य शक्ति मन, बद्धि, 
इन्द्रियां व स्थूल शरीर द्वारा प्रकाशित होती हें । 


१ बृहन्तो नाम ते देवा येऽसत: परिजज्ञिरे । 


ग्रथवे १०. ७ २५। 
२ श्रसतः सद्‌ य ततक्षः। ते ग्रा. । 


३ ज. उप. १. १७. ३। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह का माध्यम ऋषिप्राण ६३ 


वहां इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये 
कि सामान्य जनों के प्राण ऋषि-प्राण नहीं होते । 
ये महान्‌ तपस्या व ग्रटूट साधना के श्रनन्तर उद्‌- 
बुद्ध होते, प्रकट होते या प्रविष्ट होते हें। ऐसी 
स्थिति में जमदग्नि, विद्वामित्र, वसिष्ठ श्रादि 
दिव्य-शक्तिसम्पन्न इन्द्रियों ब नेत्रों से दिखने 
वाले मन्त्रो को हम सामान्य जन कंसे देख सकते 
हैं ? उनकी सत्यता को केसे जांच सकते हैं? यही 
एक विवादास्पद प्रश्‍न है जो कि वेद सम्बन्धी 
सभी समस्याश्रों का मूल श्राधार है ।१ अथव. 
६. ४१. ३ में इन ऋषि-प्राणों से प्राथना की 
गई हे कि 'हमारे शरीर के सुक्ष्मीकरण से उत्पन्न 
हुए (तन्वस्तनूजा=तन्‌ =तनूकरणात्‌) श्रोर इस 
शरीर के रक्षक ये दिव्य शक्ति-सम्पन्न 
भ्रमरण-धर्मा प्राण हम मरणधर्मा मनुष्यों से 
१ मा नो हासिषु ऋषयो दैव्या ये तनूपा ये 
नस्तन्वस्तनूजाः । श्रमर्त्या मर्त्यां अभि नः 
सचध्वमायुर्घत्त प्रतरं जीवसे न: । 


अथर्व. ६. ४१. ३ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
] 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दड वेद-विमर्श 


सम्पर्क करें । हमें छोड़ कर न जाव जिससे कि 
हम प्रपनी ग्रायु को दोघं प्रौर व्यापक व विस्तृत 
कर सके ।' 

इस प्रकार सूक्ष्म व दिव्य बनकर मानव के 
प्राण ऋषित्व को प्राप्त करते हैं और वेदों के 
दर्शन व श्रवण में कारण बनते हें । 


ऋषि एक विशिष्ट गति 


ये ऋषि नामक प्राण एक विशिष्ट गति वाले 
(ऋष गतो) होते हे । यह गति सृष्टि के श्राद्िस 
श्रसत्‌ नामक प्राणों की होतो हे । इसलिये वह 
गति ग्रव्याहत, सरल व सीधी होती है। जिस 
समय सृष्टि का निर्माण हो नाना रूप पैदा हो 
जाते हुँ तो उस समय की गति सरल व सीधी 
नहीं होती । क्योंकि वह इधर-उधर टकराती 
है । उसमें समता, ऋजुता ग्रादि नहीं होती । उस 
समय सामान्य जन का मन विविध पदार्थों व विषयों 
पर उछाल मारता फिरता है । कभी कहीं बेठता 
है तो कभी कहीं । इस कारण ऋषित्व- प्राप्ति के 
लिये मानव-ऋषि वन. में जाकर निवास किया 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋषि एक विशिष्ट गति वि 


करते थे । आधुनिक काल की भौतिक 

उन्नति इस दृष्टि से सामान्य जन के श्राध्या- 

ल्मिक उत्थान सें सहायक न हो कर बाधक 
। ही सिद्ध हुई है! क्योंकि बच्चों व युवाओं के 
। कोमल मनों को वह इधर-उधर उछालती रहती 
है । उनके मव ऋजु व समगति में नहीं रहते । 


इस से हम यह परिणाम निकाल सकते हें कि 

सरल प्रकृति के व्यक्ति, सीधे-साधे व्यक्ति ही 
ऋषि बन सकते हें । वेदमन्त्रों के सच्चे अर्थ उन 

में ही श्रबतरित व उद्बुद्ध हो सकते हैं। जो 

| कुटिल प्रकृति व कूट राजनीति में रुचि रखनेवाले 
। व्यक्ति हे वे त्रिकाल में भी ऋषि नहीं बच सकते । 
| मनुष्यों में यह ऋषि-गति बहिर्मुखी अवस्था में 
। नहीं होती । अन्तर्मुखी ग्रवस्था में ही होती है 
| क्योंकि ग्रन्तर्मु श्ली ग्रवस्था में हृदयाकाश में 
| विच्चरते हुए मन के इधर-उधर टकराने का प्रश्न 
| ही नहीं पैदा होता । इसलिये ऋषित्व के इच्छुक 
| व्यक्ति को भगवान्‌ की श्रसत्‌ नामक ग्राद्या शक्ति 
को अपने अन्दर उद्बद्ध करने व प्रदीप्त करने का 
प्रयत्न करना चाहिये । शतपथ ब्राह्मण में असत्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६६ वेद-विमश 


प्राणों को प्रदीप्त करनेवाला इन्द्र (दिव्य मन) ' 
बताया गया है । इन्द्र द्वारा ये श्रसत्‌ प्राण प्रदीप्त | 
हो कर श्रतीर्द्रियार्थ दर्शन व दिव्य दशन करने | 
वाले बन जाते हे । मन्त्रों के सत्य श्र्थ व सम्त्रों | 
की प्राकृतिक घटकों में व्यापकता व चरिताथता | 
को वे सत्यरूप में देख लेते हें। ऋषि कोटि फे 
व्यक्ति के लिये परोक्ष प्रत्यक्ष बन जाता है और | 
वे पारोवर्यवित्‌ बन जाते हें । 


१ यदैन्ध तस्मादिन्ध इन्धो ह वे तमिन्द्र इत्या- 
चक्षते परोक्षम्‌ । 
श० प०६।१।१।२ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों की माता (वाकू) 


वेदों की भाषा को हम श्रपोरुबेय मानते हे 
। श्रर्थात्‌ यह भाषा ईह्वरप्रदत्त है, मानवर्निमित 
। नहीं । आधुनिक समय में भाषा की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में अनेकों सत विद्वानों द्वार! प्रस्तुत किये 
गये हें जिन में निम्न पाइचात्य विद्वान्‌ प्रमुख हु-- 
ग्रिस, डाविन, हस्बोल्ट, इलाइखर, रेनन, मेक्स- 
मूलर, स्पेंसर, स्वीट टेलर आदि अनेकों विद्वान्‌ उल्ले- 
खनीय हें । वेदों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम 
दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त ( Divine origin ) 
को स्वीकार करते हैं वेदों की ग्रन्तःसाक्षी भी 
इसी तथ्य को सिद्ध करती है । परन्तु अनेकों 
विद्वान्‌ इस सिद्धान्त पर आक्षेप करते हे 
जिनके कथन का सार यह है कि ई३वरप्रदत्त 
कोई भाषा नहीं है, ऐसा मानना अन्धविशवास- 
मात्र है । भ्राज इस सत को कोई भी नहीं 
मानता । यदि भाषा ईइवरप्रदत्त होती तो कदा- 
"चित्‌ श्रारम्भ से ही वह पुर्णविकसित होती, साथ 
ही सर्वत्र एक होती किन्तु ऐसी बात है नहीं-- 


Se NENT: WR PCP OEE RR PI “माण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८ वेद-विमशे 


इत्यादि उक्तियाँ आधुनिक भाषावज्ञानिकों की 
हें। इस सम्बन्ध में हम यहां कुछ नहीं कहुना 
चाहते । इतना स्पष्ट है कि भाषा को उत्पत्ति में 
भावाभिव्यञ्जक, अनुकरणात्मक, प्रतीकात्मक 
तथा इंगित व सम्पर्क ्रादि जितने भी सिद्धान्त 
प्रचलित हैं ये सब भी केवल बौद्धिक क्रीड़ामात्र 
हू, कल्पना पर ग्रधिक ग्राधारित हें । नि३चया- 
त्मक रूप सें दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता ।| 
इस सम्बन्ध में हम इतना श्रवहय कह देना चाहते 
हें कि देवी उत्पत्ति-सिद्धान्त बौद्धिक स्तर से 
ऊपर का है । अतिसानव से इसका सम्बन्ध है 
जिसकी सत्ता वेदादि शास्त्रों में पग-पग पर ग्राती 
हे । यों तो मनुष्य की पूर्व कडी में बन्दर गो 
सत्ता का सिद्धान्त भी बौद्धिक स्तर से ऊपर 
है, जिसके सम्बन्ध में यह कह कर छुट्टी हो जाती 
है कि विशिष्ट परिस्थिति में ही बन्दर से मनुष्य 
का निर्माण हुआ ग्रब वह परिस्थिति नहीं 
रही है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| की माता ( वाक्‌ ) ६६ 


ग। चाहिये कि आदिसुष्टि में ही ग्रग्नि, वायु, आदित्य 
1. ग्रंगरा ग्रादि चार भ्रतिमानवों ( ऋषियों ) को 
मं. बैदिक वाक्‌ की उपलब्धि हुई थी, जोकि श्राधु- 
क निक मनुष्यों को नहीं होती । पर यह हमारा 
त. कथन अधूरा ही है, हम इतना ओर कह सकते हैं 
त्र कि ऋषित्व प्राप्त होने पर भगवान्‌ से अब भी 
| वेदिक छन्दों का एक श्रवण हो सकता है । यें यौगि- 
| कप्रक्किया द्वारा सम्भव है जिसका क्रमिक-साधन- 
। सोपान धर्भञ्ञास्त्रों व योगदर्शन आदि में विस्तार 
| से दर्शाया गया है। हम केवल बौद्धिक पुरुष हैं 
। जब कि इस दिव्य भाषा के श्रवण के लिये बुद्धि से 
| ऊपर उठना होता है | कहने का तात्पर्य यह है कि 
वेदिक वाक्‌ के समग्र रूप को समझने के लिये 
हा. आ्राधुनिक भाषा-विज्ञान बिल्कुल सहायक नहीं 
तो| है । वैदिक वाक्‌ को पूर्ण रूप से हृदयङ्गम करने 
पय क्ले लिये अध्यात्म व योग का सहारा लेना अत्या- 
बदयक है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में श्राता है कि 'स 
यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्‌ वाचो गतं तत्रास्य 
> य्था कामचारो भवति०' अर्थात्‌ जो व्यक्ति वाक्‌ 
की ब्रह्मरूप से उपासना करता है अर्थात्‌ वाक्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


७० वेद-विमशँ । 


को ब्रह्म के समान सर्वव्यापक मान कर उसको | 
उपासना किया करता है, उसका फल यह होता | 
है कि जहां-नहां जैसी-जेसी वाक्‌ संसार स उपः | 
लब्ध होती है, वहां-बहां उस-उस सं उसका यथष्ट | 
विचरण होजाता है । इसी विज्ञान को दृष्टि में रख | 
कर महषि पतञ्जलि ने अपसे योगदर्शन में लिखा 
है__“शब्दाथंप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्‌ 
प्रबिभागसंयमात्‌ सवभूतरुतज्ञानम्‌' भ्रर्थात्‌ शब्द, | 
ग्रथ और प्रत्यय इनके परस्पर संश्लेषण व 

विभाजन करने तथा इन विभागों पर संयम करने | 
से सब प्राणियों की बोलियों का ज्ञान हो जाता ' 
है । यह भी 'वाचं ब्रह्मत्युपासीत' की साधना का एक | 
मार्ग है । इसी भांति बैदिक वाक्‌ की सुक्ष्मताश्रों को | 
समझने जानते, व हृदयद्भधम करने की भी एक | 
विशिष्ट प्रक्रिया व साधना है जिसका श्रवल- | 
म्बन करने का शास्त्रों में विधान हुआ है- | 


उस विशिष्ट प्रक्रिया का संकेत हम समय- | 
समय पर करते जायेंगे । इसका कुछ संकेत हमने 
वेदों का साक्षात्कार! नामक प्रकरण में भी किया है | । 
ग्रब हम वेदों की माता का कया स्वरूप है इस | 


| 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| बा 
व >>> .>- 


अर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| वेदों की माता ( वाक्‌ ) ७१ 


पर विचार करते हैं । 

वेदों के नित्यत्व व ग्रपोरुषेयत्व पर विचार 
। करते हुए हमें वाक्‌ के स्वरूप पर भी कुछ विचार 
। कर लेना चाहिये । क्योंकि वेद भी वाक्‌ रूप है। 
। वाक्‌ एक गहन विषय है । इस का स्पष्ट रूप में 
। विवेचन व विश्लेषण बिना ऊंची भूमिकाओं पर 
ग्रासीन हुए तथा बिना ग्राषंचक्षु प्राप्त किये नहीं 
हो सकता, फिर भी हम झास्त्र-वचनों के आधार 
पर ऊहापोह कर के इसका कुछ-कुछ स्पष्टीकरण 
करने का प्रयत्न करते हैं । वेदों में दाक की 
महिमा अनेकों रूप में प्रदर्शित हुई है । वहां 
वाक्‌ के१ चार रूपों को ओर भी निर्देश है जो 
| कि परा, पश्यन्तो, मध्यमा और वैखरी नाम से 
. | प्रख्यात है । मनुष्य सें वाक्‌ के ये चारों रूप होते 
| हें ! परन्तु वह केवल वँखरी रूप को ही 
। जानता है। 

वाक्‌ के तीन रूप ति सूक्ष्म हे जो कि उस- 
के आन्तरिक गुह्य स्थानों में प्रच्छन्न रूप में 


७५ चत्वारिवाकूपरिमिता पदानि । 
ऋण १। १६४।४५्‌ 


i IS Ui "7 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


| 
७२ वेद-विमर्श | 


निहित होते हे । उनकी श्रनुभूति व ज्ञान कोई | 
विरला सनीषी ही कर सकता हे । उनका शास्त्रों 
में जो विवेचन हु्रा है, उससे इतना ग्रवश्य कहा | 
जा सकता है कि वेदों के ग्रपोरुषेयत्ब व नित्यत्व 
के निर्णय में वाक्‌ के बखरी रूप. शब्दों कौ 
स्थूलाकृति भ्रर्थात्‌ विभक्ति, प्रत्यय व शब्दरचना 
आदि के आधार पर वेदों के सम्बन्ध मं बड़े-बड़े 
निर्णय कर डालना जैसा कि पाश्चात्य विद्वानों ने 
किया है, ठीक नहीं है । सर्वप्रथम हमें यह चाहिये 
कि वाक्‌ के उन प्रच्छन्न रूपों को भी प्रत्यक्ष करें 
और वहाँ वेदों की सत्ता को देखने का प्रयत्न | 
करें । मनोषी १ लोग अपनी श्राषे दृष्टि से वाक्‌ | 
के उन सुक्ष्म व प्रच्छन्न रूपों को देख लेते हें ' | 
इससे यह स्पष्ट है कि साधारण बुद्धिवाले हम | 

$ 


मनुष्य वेदों, के ग्रपोरुषयत्व द नित्यत्व श्रादि 
सूल_सिद्धान्तों पर भ्रपने श्रधूरे निर्णयों को नहीं 
थोप सकते । इसका श्रधिकार केवल उन्हीं को | 


१ ग्रतीन्द्रियानसंवेद्यान्‌ पञ्यन्त्यार्षेण चक्षुषा । . 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ 
वाकृपदीय १ । ३८ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ “>> 


| वेदों की माता ( वाक्‌ ) ७३ 


है जिन्होंने योग-साधन के बल से वाक्‌ के सुक्ष्मा- 
। तिसूक्ष्म रूपों को आआर्षचक्षु द्वारा प्रत्यक्ष कर 
लिया है । 


शास्त्रों के ये उद्गार हैं कि सबं लोकों की 

। उत्पत्ति वेदों से हुई है: इसका तात्पर्य यह हुश्रा 
| कि वेदों की उत्पत्ति संपूर्ण भुवनों से पहिले हो 
) | चुकी थी । यदि दिव्य-दृष्टि प्राप्त कर इन शास्त्रः 

। वचनों की पुष्टि हो जाती है तो यह निःसंकोच 
। भाव से कहा जा सकता है कि वेदों को उत्पत्ति 
। में मनुष्य कारण नहीं है। इसलिये हमारे जो 
` | हेतुवाद हैं या उनपर आश्ित अनुमान हैं, वे सब 
` | ग्रसः्य हो सकते हैं, और योगीजनों के वचनों को 
बांध नहीं सकते । महर्षि कपिलाचायं कहते हें 
कि वेद-रचना की योग्यता मुक्त और श्रमुक्त 
पुरुषों में से किसी में नहीं है ( न मुक्तामुक्तयो- 
रयोग्यत्वात्‌ सांख्य ५।४७ ) यह कथन वही कर 
सकता है जो कि मुक्त और मुकत दोनों प्रकार 
७... के मनुष्यों की योग्यता को जानता हो । जिसे 
चेभुक्ति का ज्ञान नहीं वह मुक्त पुरुष की योग्यता 
के संबन्ध में क्या कह सकता है ? इसी दुष्टि से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७४ वेद-विमशे 


हमारा यह कथन था कि जिन साधनों का भ्रवः | 
लंबन कर ऐतिहासिक लोग वेदों में इतिहास | 
ग्रादि का वर्णन व उन्हें ऋषि-रचना मानते हे, | 
उन्हीं साधनों को ग्रहण कर उनका खण्डन श्रति | 
दुष्कर है । 

भ्रब हम शास्त्र-चचनों के ग्राधार पर उप- | 
युक्त कथन की पुष्टि में कुछ ऊहापोह करते हैं। | 


वाकू की शक्ति 


वेदिक साहित्य में वाक्‌ कौ महान्‌ व श्रज्धू ते 
महिमा का बखान हुआ है। उदाहरण रूप में 
निम्न वाक्य व स्थल देखे जा सकते हें-- 

१ विराड वाक्‌ । ग्रथवं० ९।१५।२४, श० प० 
३।५।१।३४ यामाहुर्वाच कवयो विराज्ञम्‌ । 
श्रथव० 8।२।५ समग्र संसार की निर्मात्री 
विराट्‌ वाक्‌ ही है । | 

२ वाचीसा विइवाभुवनान्यपिता । | 
ये सम्पूर्ण भुवन वाक्‌ में श्रपित हें । 

३ यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ । 
१०।११४।८ जितना ब्रह्म है उतनी ही 


मी के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रि की शक्ति ७५ 


वाक्‌ है 

४ अथो वागेवेदं सर्वम्‌ । 
यह समग्र संसार वाक्‌ ही है। 

५ तद्‌ यत्‌किञ्चार्वाचीनं ब्रह्मणस्तद्‌ वागव सवम्‌ । 

ज० उ० १।१३।१।३ 
ब्रह्म से जो कुछ श्रर्वाचीन है वह सब वाक 
ही है। 

६ वाग्‌ वै विइवकर्मोषः वाचा हीदं सर्वं कृतम्‌ । 

दा० प० ८.१ २।९, यजु० १३।५८ 
अर्थात वाक ही विश्वकर्मा ऋषि है, क्योंकि 
बाणी ने ही यह सब संसार रचा है। 

७ वाग्‌ वे त्वष्टा-ऐ० २।४ 
संसार का तक्षण करने वाला त्वष्टा वाक्‌ 
ही है । 

८ 'ग्रयमेवेदमग्र ्राकाश आसौत्‌ । स उ एवा- 
प्येतहि। स यःस आकाशो वागेव सा । 
तस्मादाकाझाद्वाग वदति । तामेतां वाच प्रजा- 
पतिरभ्यपीडयत्‌ । तस्या श्रभिपीडितायं रस 
प्राणेदत्‌ । त एवेमे लोका श्रभवन्‌ । से 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। 
| 


७६ वेद-विमर्श 


इसांह्लोकान्‌ श्रभ्यपीडयत्‌ ।' | 

जै० उ० १।७।१।१-४. 

` प्रजापति ने आकाश में अभिव्याप्त इस वाक्‌ | 
को जब पीडन किया तो उस के रस से झुलोक | 
आदि की उत्पत्ति हुई । अगले पीडन से गरिन, | 
वायु और भ्रादित्य इन तीन देवों का श्राविर्भाव | 
हुआ । त्रयी विद्या भी इसी वाक की उपज है । 
इसी प्रकार तीनों व्याहृतियां और अविनाशी | 
“भगवान्‌ का वाचक ग्रो३म्‌ इसी वाक्‌ के प्रताप | 
से ्ाविभूंत होते हें । | 
इस प्रकार शास्त्रीय वचनों के ग्राधार पर | 
हमने वाक्‌ को महिमा का संक्षिप्त दिग्दर्शन | 
कराया । प्रब हस वाक्‌ के स्वरूप और उसको | 
उत्पत्ति को प्रक्रिया पर विचार करते हें । | 


वाकू का स्वरूप ओर उत्पत्ति-प्रक्रिया 


ग्रादिम वाक्‌ ही परावाक्‌ है । इस संबन्ध में 
हम श्रद्धेपौरुषेयवाद पर लिखते हुए कुछ विचार ; 
प्रकट कर चुके हें । वाक्‌ का परा रूप ही ब्रह्माण्ड 
श्रौर पिण्ड की समग्र वाक्‌ का प्रादि कारण है । | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बाकू की उत्पत्ति प्रक्रिया ७७ 


परा मातृशक्ति है । सम्पूणं शब्द-सृष्टि व श्रथ 
सृष्टि का यही मूल कारण है । इस में इच्छाशक्ति, 
ज्ञानशक्ति और क्रियादाक्ति तीनों एक रूप हुए- 
हुए हैं । यह सर्वेव्यापिनी होते हुए भी प्रमुख 
रूप से परमपुरुष के त्रिपाद्‌ में रहती है । ओर 
ग्रपरा परसपुरुष के एकपाद में । मनुष्य के श्रन्दर 
यह परावाक्‌ आन्तर ज्योति रूप में विद्यमान 
होती है । यह प्राचीन मन्तव्य है कि मनुष्य में 
यह परावाक मूलाधार चक्र में होती है, पश्यन्ती 
नाभि देश में, मध्यमा वाक्‌ हृदय सें और वेखरी 
कण्ठप्रदेश सें होती है । इस परावाक को अनु- 
भूति व संवेदन भेद शून्य पूर्ण की होती है। वहाँ 
पहुंच कर ग्रह त्वं का भेद नहीं रहता । देश, काल 
सब विलुप्त हो जाते हैं । 


वाकू की उत्पत्ति प्रक्रिया 


ब विचारणीय यह है कि वाक्‌ की उत्पत्ति- 
प्रक्रिया क्या हे? इस पर हस संक्षेप में विचार 


रते हें । 
भगवान्‌ सं जब सृष्टि-निर्माण की कामना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
|| 


७८ वेद-विमर्श | 
उत्पत्ति हुई (कामस्तदग्रे-समबर्तत) तो उसने तप | 
किया । इसका परिणास यह हुआ कि साम्या-' 
वस्थापम्त प्रकृति? ऋत और सत्थ इन दो भागों व | 
ग्रवस्थाद्रों में विभक्त हो गई । ऋत अ्रवस्था गति | 
( Becoming ) को सुचक हे । और सत्य स्थिति | 
( Being की । ऋत प्रकृति का गत्यात्मक | 
रूप है और सत्य स्थित्यात्मक । प्रकृति को ऋत | 
ग्रर्थात्‌ गत्यात्मक अ्रवस्था को हस महत्तत्व व | 
महद्ब्रह्म कह सकते हें । क्योंकि प्रकृति से अगली | 
ग्रवस्था महत्तत्व व महद्ब्रह्म की होती है । दिव्य | 
दृष्टि स्वामी दयानन्द ने ऋत को महत्तत्व माना | 
है, ( संस्कारविधि) । इसी को शास्त्रों मे | 
ग्सत्‌ सत्‌ आदि कई क्रमिक नामों व रूपों सें | 
अभिव्यक्त किया गया हे । | 


| 
| 
| 
| 
| 
प्रारम्भ से यह प्रकृति इन दो भागों में / 
विभक्त हो गति करने लगती है तो उस समय | 
विश्वकर्मा भगवान्‌ श्रपने अन्दर से इस विश्व को / 
बाहर की ग्रोर धोंकता है ( संकर्मार इवाधमत्‌ ) | 


क: 
= 


१ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत । | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वाक की उत्पत्ति प्रक्रिया ७& 
_ 


| | एक? मन्त्र तो वाक्‌ को ही विश्वकर्मा ऋषि को 
.' संज्ञा देता है। यह वाकू जो विश्व की रचना का 
|| श्रादि कारण है, ऋत गति के होने पर पैदा होती 
| | है । इसी भाव को निम्न मन्त्र में लि 
॥ किया गया है । 'वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य श्रयात्‌ 
| ऋत की प्रथमोत्पत्ति यह श्रविनाशी वाक्‌ है। 
| धोंकने की प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर सबसे पूर्व 
[| विश्वकर्मा भगवान्‌ का मुख विवृत होता है श्र्थात्‌ 
| ` खुलता है । मुख के विवृत होने व खुलने से 
¡ जो ध्वनि होती है उसे हम श्र रूप > प्रकट कर 
। | सकते हैं क्योंकि सुख के खुलने पर ऋ ध्वनि का 
| ` होना स्वाभाविक है । अकारोच्चारण के समय 
सनष्य का भी सुख खुल जाया करता है । श्रतएव 
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जब आत्सतत्व 
, | प्रसुप्त व शान्त था, तो प्रकृति भी शान्त, प्रसुप्त 
। वर साम्यावस्थापन्त थो । परन्तु जब भगवान्‌ म 
। | सिसक्षा हुई तो उसका मुख विवृत हुआ । प्रकार 
| | इस विवृति की ही श्रनुकृति है । यह श्रकार ही 
Ss सम्पूर्ण वाक्‌ हे । 


र 


१ यजु० १३।५८, श० प० ६।१।२।६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वि 
१ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ॥ 


८० वेद-विमर्श । 


एंतरेयारण्यक में १ श्राता हुँ कि - जो उप 
ग्रादि. मूल वाक्‌ को जानता है, जिसका या. 
विकार हे वह सम्प्रतिबिद कहलाता है । क 
वाक्‌ श्रकार है और यही समग्र वाक्‌ है । यहू 
'अ' वाक्‌ स्पशे और ऊष्साओं ( ग्रग्नि ) द्वारा| 
ग्रभिव्यक्‍त होती हुई नानारूपों को धारण कर लेती. 
है । यह घाँकने को प्रक्रिया 'अ' से ही पूर्ण नहीं 
होतो इस में दो चर्ण और ग्रा सिलत हें। वे इ, 
उ वण हूं इस धाकने की प्रक्रिया को ञ्र, इ, उ ये 
तीन मूल वर्ण भली भांति स्पष्ट करते हैँ । सर्वप्रथम! 
'ग्र' के उच्चारण में मुख चिवृत होता है तदनन्तर। 
'इ' के उच्चारण में तालु सहित मुख संकुचित 
होता है, ग्रौर फिर 'उ' के उच्चारण में ग्रोष्ठ संकु-| 
चित होतः हे । इन तीन वर्णों को यदि हम बारः |. 
बार निरन्तर उच्चारित करें तो यह प्रतीत होगा 
कि धोंकनी प्रक्रिया से कोई शक्ति बाहर को ओर 
१ यो वै ताँ वाच वेद यस्या एष विकारः | 
सम्प्रतिविदकारो वै सर्वा वाक सैषा स्पर्शो, 
ष्मभिव्यज्यमाना बह वी नानारूपा भवति. 

ऐ० ग्रा० २।३ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| वाक्‌ की उत्पत्ति प्रक्रिया ८१ 
र | प्रवाहित की जा रहो है । यह धॉकने को प्रक्रिया 
४ का एक रूप है। सिं कर्मार इवाधमत्‌ः की यह 
| व्याख्या हे । ग्रौर सृष्टि की ग्रभिव्यक्ति इसी 
९. प्रक्रिया से होती है। इसी से सांख्यसिद्धान्त का 
| सत्कायंवाद प्रचलित हुञ्रा है। श्र उच्चारण में 


। आत्सतत्व का मुख विवृत हुआ । धोंकने की 
ही. प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और आत्मतत्व में निहित 
ह वस्तुएं बाहर को निकलनी प्रारम्भ हो गई १ ग्र 
इ उ इन तीन वर्णो में समग्र वाक्‌ को समाविष्ट 
। करते हुए ग्रहिबुधून्य संहिता में उपर्युक्त भाव को 
ग्रोर धिक परिपुष्ट किया है । 

माण्ड्ब्योपनिषद्‌ केर आधार पर श्र नामक 
चाक्‌ सब से पूर्व बाहर को प्रकट हुई । इसलिये 
कु-। इसे सबका ग्रादि कहा गया है । प्रकट हो कर 


| १ श्र इत्यादि समुस्मेषः सोऽनुत्तर उदीर्यते 


गर सर्वावागयमेवेकस्तत्तदाकारभेदवान्‌ । स 
| इच्छन्चिरिति व्यक्त उन्मिषन्नुरिति स्मृतः । 

| | ग्र स० १६।४५,४६ 

शो, २ ग्रकारः प्रथमा मात्राऽप्तेरादिमत्वात्‌ वा । 


माण्डू० & 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


५२ वेद-विमशं 


यह 'ग्र' वाक्‌ सर्वत्र अभिव्याप्त होती है । यह 

वाक ही दूसरे शब्द में 'गी' है, क्योंकि इसका | 
उदिगरण किया जाता है । उद्गिरण उगलने को 

कहते हें । उद्गिरण उगलना श्रौर घौंकना एक ही | 
बात है । यही वाक्‌ सरस्वती है । सृ धातु से यह, 
निष्पन्न होती है । 'स्‌' धातु का अर्थ है गति । यह 

गति ऋतात्सक गति है । गति में ही प्रकाश है, | 
ज्ञान है । स्थिरता में श्रन्धककार है ज्ञान हे । जहां । 
गति है वहाँ शब्द व ध्वनि भी स्वाभाविक हे प्रतः | 
वाक्‌ के गति और शब्द इन दोनों गुणों को बताने- | 
वाला वाक का एक नाम नदी भी हे । यह वाक 
'नदीतसा' हे । अर्थात्‌ नाद१ विशिष्टा गत्यात्मिका 
शब्द ब्रह्मसयी यह वाक्‌ है। नदी सं जो ग्राश्रय 
ग्रहण करता है वह वाक्‌ समुद्र में जा पहुंचता है । 
उसी प्रकार नाद का ध्यान करने वाला व्यक्ति 
भ्रन्त में सरस्वती समुद्र में जा पहुंचता है। वह क्‍ 
नदीरूपा वाक्‌ अखिल जगत्‌ की मूल ध्वनियों का 


१ ग्रस्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । सरु 
स्वती प्रचेतयसि केतुना''"“घियो विश्वा विरा 
जति । चेतन्ती सुमतीनाम्‌ `'धीनामवित्र्यव लुः 


RNRERE FIER WP 


0042 , 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वाक्‌ को उत्पत्ति प्रक्रिया 5३ 


कारण है जो परमाणुओं का स्पन्दन व कम्पन है 
वह भी उन्‍्हों की क्रिया है, उन्हीं की प्रेरणा है । 
कम्पन गति है, गति में ही चेतना व ज्ञान है । इस 
लिये वह चित्स्वरूपिणी व चिन्मयी हे । 


सनुष्य के संकुचित सन में प्रसारण व गति 
नहीं । इसलिये उसे बृहत्‌ व दिव्य ज्ञान नहीं 
होता । सरस्वती की कृपा होते हु. मन आदि 
ग्रन्तःकरणों में एक विशिष्ट गति प्रारम्भ हो 
जाती है उनमें प्रसारण व विकास प्रारम्भ हो 
जाता है । सनुष्य आलस्य व प्रमाद का परित्याग 
कर सदा जागरूक रहने लगता है । इससे मनुष्य 
में दिव्यज्ञान श्रा ग्रवतरित होता हे । इस प्रकार 
वह देव व ऋषि बन जाता हे । यही वाक्‌ सर्वे 
जगत्‌ की निर्सात्री हे । झतः वेद में इसे ग्रम्बा 
और भ्रम्बितसा कहा गया है! छन्दोबद्ध रूप में 
तालबद्ध नतन ( Rhythmical Motion) करती 
हुई सकल जगत्‌ निर्मात्री यह शुश्रवर्णा श्रम्बा 
गोरी रूप को धारण करती है। यति में ही 
I गोरवर्णता, जाज्वल्यता आदि विशेषताएं 
हृ । स्थिता ब निष्क्रियता में मलीनता व 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


द वेद-विमशं | 


तमोगणजनित ग्रन्धता व जडता आदि पैदा हो | 
जाते हैं । यह गोरी १ ही सलिल ( सतिलीनम्‌ ) | 

विद्यमान रूपों का तक्षण कर रही है । उसी ने | 
१ पद, २ पद, ४ पद, ८ पद्‌ गौर € पद, रखे 
जिससे यह समग्र संसार प्रकट हुआ है इसे यहां 
सहस्राक्षरा नाम दिया है। यही वाक्‌ बकुरार नाप 
वाली है । क्योंकि बेकुरा ( विकि व्याप्तो अथवा 
विकृ विक्षेपे) रूप में यह सर्वत्र बिखर कर तथा 
नाना वस्तुओं में व्याप्त हो विशव को धारण 
करती है । 


हे | 
कया वाकू ही समग्र संसार हे ? | 


अनेकों विचारक इस समग्र संसार को वाकू 


१ गीरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी | 


सा चतुष्पदी । ग्रष्टापदी नवपदी बभुवुषी 
सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ । 


क्र० १। १६४ | ४९ 


२ बेकुरा नामासि जुष्टा देवेभ्यो ` ` ` ` ड T 
स्वाहा । ता० ब्रा० १।३। ४” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्या वाक्‌ ही समग्र संसार है ? ८५ 


| 

| 

| 

। 

| रूप मानते हैं । उनका कहना यह है कि यह समग्र 
| संसार वाक का ही विवतं है। इस संबंध में 
। वेदादि शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते 
। हें। वेद सें वाक्‌ को विराट्१ कहा है । विराट्‌ 
| प्रकृति फ्रा ही एक नाम है जिससे यह सम्पूर्ण 
| सृष्टि निर्मित हुई है। जितना ब्रह्म है उतनी ही 
| चाकू है। यह वेद की उक्ति भी इस तथ्य को पुष्ट 
। करती है। यह वाक्‌ ही सब कुछ है इत्यादि वाक्य 
हम पूर्व में प्रदशित कर चुके हैं-- 


म Ae 


। जैमिनोयोपनिषद्‌ ब्राह्मण के 'श्रो वाचो वाचो 
वाच हुम्भा ओवा' वाक्य सें श्रो से आउस्‌ अर्थात्‌ 
परमात्मा का ग्रहण किया है और वाच्‌ से लोक 
` | का । तीन बार ग्रावर्तत तीन लोकों का वाचक 
1 | है। इससे यह स्पष्ट है कि यह वाक्‌ ही लोक व लोक 
२ 


PRE 


१ एष वे छन्दस्यः साममयः प्रथमो वैराजः 
पुरुषो योऽन्नमसूजत तस्मात्‌ पशवोऽजायन्त 
पशुभ्यो वनस्पतयो वनस्पतिभ्यो दिशः । वागेव 


i | बिश्वा भुवनानि जज्ञे वाच इत्सवममृत 
छ यच्चमत्येम्‌ । ऋग्वण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८६ वेद-विमशं 


MRIS पंप सन अप 


में स्थित समग्र वस्तुओं का वाचक है। ताण्ड्य! 
महाब्राह्मण में एक स्थल पर ग्राता है कि प्रजापति 
केला था | उसके ग्रतिरिक्त वाक ही उसकी 
अपनी सम्पत्ति थी । उसने ईक्षण किया कि में 
इस वाक्‌ का सर्जन करू यह वाक्‌ हो यह सब कुछ 
्रर्थात्‌ विविध रूपों में हो जायेगी । इसो आधार 
पर व्याकरण श्रादि शास्त्रों के प्रणेता बिडठानों ने 
भी जगत्‌ को शब्द ब्रह्म का विवर्ते साना है । इस 
सम्बन्ध में कई विठ्ठानो का यह कहना है कि यह 
संसार वाक्‌ का विवर्त व परिणाम आदि कुछ 
नहीं है । यह वाक्‌ तो संसार के निर्माण करने 
वाली भागवत शक्ति है । इसे त्वष्टा या विश्व- 
कर्मा कह सकते हँ । यह दाक इस सृष्टि के 
रेणु में इतनी ग्रघिक श्रोतप्रोत है कि वाक्‌ से 
प्रकृतितत्व को पृथक्‌ कर के दिखा सकना अति- 
दुष्कर है। इसी कारण यह समग्र संसार वाकू 


छै नळ 


१ प्रजापतिर्वा इदमेक ग्रासं त्स्य वागेव स्वमा- 
सीत्‌ वाग्‌ द्वितीया स एऐक्षतेमामेव वाचं 
विसृजा । इयं वा इदं सर्व विभवन्त्येष्यतीति। 


dt 


तां०ब्रा० २०। ६४४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(शे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भ्राद्यस्फोट ८७ 


रूप प्रतीत होता है । परन्तु वास्तविक स्थिति यह 
है कि उस सर्वे-स्रष्टा' वाचस्पति भगवान्‌ से 
उच्चरित हो यह वाक्‌ एक-एक श्रणुरेणु में व्याप्त 
हो समग्र संसार का तक्षण कर रही है। वागा- 
म्भूणी सुकत सें भी इस वाक्‌ की महिमा प्रदर्शित 
हुई है । पाश्चात्य बिचारको सें भी कइयों को 
वाक्‌ को इस महिमा को अनुभूति हुई । 


आद्यस्फोट 


विश्वकर्मा भगवान्‌ की धौंकनी से वाक्‌ का 
घोंका जाना, उद्गीणां होता ( गौरी-गीः ) 
स्फोट होना, आदि क्रियाएं एक ही भाव की 
द्योतक हैं। उद्गीर्ण होना, धोंका जाना ्रादि 
क्रियाएं तो वेदों में किसी न किसी रूप से प्रयुक्त 
हुई हें । परन्तु स्फोट शब्द का प्रयोग वेदों में 
नहीं हुआ है। अतः हम यह निश्चय से कह 
सकते है कि यह स्फोट शब्द वेदों से ग्रति 
अर्वाचीन काल का शब्द है । व्याकरण शास्त्र 
यह शब्द एक विशिष्ट स्थान रखता है। वहां 
21 एक पारिभाषिक रूप धारण कर लिया है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दद वेद-विमशं 


र पदस्फोट व वाबयस्फोट ग्रादि के रूप में नित्यः | 
सत्तायुक्त स्वीकार किया गया है। परन्तु इसके | 
बिपरीत सांख्य १ दर्शन के रचयिता ने इस स्फोटा- | 
त्मक शब्द का खण्डन किया हे । और उन्होंने तो 
शब्द की नित्यता कोर भी भ्रस्वीकार कर दिया | 
है । कई विचारक नाद रूप को ही स्फोट सानते | 
हें | कहने का भाव यह है कि इस सम्बन्ध में | 
अनेकों प्रवाद हें ।३ 


इन सब के विवेचन में न जाकर हम धोंकना, 
उद्गीणं होना, बिखरना आदि क्रियाओं के साथ | 
स्फोट शब्द का समन्वय करते हुए फूटने, विकसित 
होने, वाक्‌ समद्र में बुलबुले के समान शब्दादि 
रूप में प्रस्फुटित होने में ही इसका सामञ्जस्य | 
समझते हैं । क्योंकि स्फोट शब्द से फटना, भेदन | 


१ प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्द: । | 
सां० ४५७. 

२ न गब्दनित्यत्वे कार्यताप्रतीते: । 
साँ० ५॥ ५८ | 
३ प्रवादेष्वनवस्थिति । वाक्य पदीय । ११७६८, 


1 


न | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
[| 
A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्राद्यस्फोट ८ 


| होना, विशरण होना (स्फुटिर विशरणे भेदने, 
स्फुट बिकसने) यह क्रिया की व्यापकता ही यहां 
| ग्रभीष्ट है। बीज जमीन में जाकर पहले फूटता 
। हे, उसका भेदन होता है, फिर उससे श्र कुर 
फूटता है । इस प्रकार बीज के स्फोट का यह 
अंकुर परिणाम है । जिस प्रकार पृथिवी को 
| भेदन कर स्रोता फूटता है। जल के इस श्राय 
उद्गम के लिये स्फुट्‌ धातु का प्रयोग 
, । उपयुक्त है, उसी प्रकार श्रादिस दाक के लिये 
| | भी स्फुट्‌ धातु का प्रयोग सही है । वाक्‌ का यह 
[| ग्राद्य उद्गम व स्फोट अकार हे । हरिवंशपुराण 
र सें ग्राता हे कि- 


७ >> छ 2 ७ 
अन्चराणामकारम्त्वै स्फोटस्त्वं वणसंश्रय; । 
भविष्य पर्व १६।४२ 


अक्षरों में तु अकार हैं, तू स्फोट हे ओर 
वरो का ग्राश्रय हे । यह अकार रूप आद्यस्फोट 
नित्य है और सर्वेव्यापक है । परन्तु हम्ह स्मः 
लि रखना चाहिये कि नित्य और श्रनित्य, अमृत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


8० वेद-विमशे 


आर मत ग्रादि शब्दों का प्रयोग वैदिक साहित्य | 
में बहुत सापेक्ष रूप में हुआ है । भगवान्‌ तो अजर 
भ्रसर है ही, पर जो मनुष्य अपनो पुण ग्रायुष्य । 
को भोग ले उसके लिथे भी वेदिक साहित्य मं | 
अमत शब्द का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार नित्य | 
ग्रौर नित्य के सम्बन्ध में कहा जा सकता है । | 
सांख्य की दष्ट सें अभिव्यक्ति प्रक्रिया को छोड | 
कर कुछ भी असत्य व अनित्य नहीं है। उसके 
मत में सम्पूर्ण सृष्टि सत्‌ है । कारण में पहिले 
ही विद्यमान है । केवल उसकी अभिव्यक्ति होती | 
हें । यह श्रभिव्यदित-प्रक्रिया ही श्रनित्य है ` 
प्रकार वेदादि सम्पूर्ण शब्दजाल के लिये कहा 
जा सकता है। वे भगवान्‌ में निहित हैं, और 
नित्य हैं, परन्तु सृष्टि में आकर ग्रस्पन्न जीव को 
दृष्टि से ही यह नित्य और ग्रनित्य का व्यवहार 
होता है । जिस प्रकार काल नित्य है । पर जीव 
की दृष्टि से इस नित्य काल में सेकण्ड, मिनट, 
घण्टा, प्रहर, रात, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर 
ग्रादि भागों में प्रनित्यत्व का आरोप हो जाता 
| उसी प्रकार नित्य शब्द ब्रह्म में ये स्फोट हैं ७४४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 
5 
{| 
| 
| 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ग्राद्यस्फाट ९१ 


| न ३ 
| जिस प्रकार श्रतलस्पर्शी प्रशान्त समुद्र-गभ 
। से उध्व सें आकर प्रतिक्षण उद्बुद्ध व विलीन 
| होने वालो विशाल तरंगों का एक विक्षुव्ध समूह 
| दृष्टिगोचर होता है जो कि क्षणभंगूर है । उसी 
| प्रकार सर्वव्यापक व सूक्ष्मतम वाक्‌-समुव्र से 
| सुक्ष्मतर, सूक्ष्म और वैखरी रूप स्थूल वाक्‌ की 
| ओर आते हुए स्थूलता व अनित्यता का आरोप हो 
| जाता है ' इस ग्रनित्य वाक्‌ श्रर्थात्‌ नादसंभिन्न 
| बखरी वाक्‌ से भी स्फोट का सम्बन्ध है। जिस 
प्रकार बीज से श्रंकुर फूटा, ग्रंकुर से कलिका फूटी, 
कलिका से आगे पल्लव व पुष्प -ग्रादि का प्रस्फुटन 
हुआ, उसी प्रकार यह वाक्‌ स्फोट की समझना 
चाहिये । इस लिये हमारे विचार म॑ इन सब 
उदाहरणों से यही सिद्ध होता है कि स्फोट केबल 
नित्य ही नहीं है, उसमें नित्यता का भी सम्मि- 
श्रण हे, अनित्यता का आरोप है । यह स्फोट की 
नित्यता भी सृष्टि प्रारम्भ से लेकर प्रलय तक ही 
है, क्योंकि प्रलय में इस वाक्‌ के भगवान्‌ में 
ब्लोन होने पर गौरी. सरस्वती आदि रूप कुछ 
रहते । इसलिये शब्द के नित्यत्व व कृतकत्व म 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


६२ वेद-विमर्शं | 
। 
< | 
यहां श्राकर तो दोनों में समन्वय हो ही जाता है। | 


> 0 > | 
इसी दृष्टि से वाक्यपदीय में भत्‌ हरिने कहा | 
है कि-- 


नित्यत्वे कृतकत्वे गा तेपासाहिर्न गिद्यते । | 
प्राशिनामिश सा चेषा व्यवस्था नित्यतो- 
च्यते। १।२८ 


इसका भाव यह है कि शब्दों को नित्य साने, 
चाहे कृतक मानें, ये उसी भांति अनादि हें जिस | 
प्रकार प्राणि-व्यवहार भ्रनादि हैं । 


वाक्‌ और खस्‌ ( आकाश ) 


जिस समय विश्वकर्मा भगवान्‌ ने अपनी | 
धोंकनी प्रारम्भ की, उस समय सर्वव्यापक भगवान्‌ | 
के विश्वतो मुख से उद्गीण होनें से वह गोरो | 
व गी: कहलायो । चहुं ओर उसके प्रसूत होने से | 
त्रह सरस्वती कही जाने लगी । सर्वत्र विखरने से | 


ड 


| 
| 
| 
|| 
| 
। 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीब्वगति से तालबद्ध नर्तन करता हुग्रा गुञ्जाय- 

मान हो उठा । इसलिये नाद सम्भिन्न होने के 
| कारण यह वाक्‌ नदी नास से उच्चरित हुई । चहुं ्रोर 
| 


| वाक्‌ और खम्‌ ( (आकाश ) ७३ 
| 
| 


फैलती हुई इस वाक्‌ ने श्रश्चि ( कुदाल ) रूप 
| धारण कर श्राकाह में सर्वत्र ग्रभिव्याप्त अणु-रेणु 
| क्रा खनन प्रारम्भ किया । इसलिये ग्राकाश को 
| खस्‌ कहते हें । 'खम्‌' खनन से बना है। जिस 
| प्रकार साता के गर्भ में विद्यमान कलल को 
। खोद कर इन्द्रिय गोलक (पराडिच खानि व्यतृणत्‌ 
| स्वयस्भुः) बहिर्भुखी बनाये गये हैं, उसी भांति 
| आकाश में व्याप्त अण्डे को खोदा गया है। यह 
खुदाई वाक्‌ रूप श्रश्नि ने की है। जब वाक्‌ हारा 
| खनन-प्रक्रिया प्रारम्भ हुई तो उससे त्रिगुणात्मक 

प्रकृति के घटकों में सिश्रणासिश्रण की प्रक्रिया 
। प्रारम्भ हो गई । यह गति और मिश्रणामिश्रण की 
प्रक्रिया ही बायु (वायु = वा गतिगन्धनयोः 
य सिश्रणासिश्रणयोः ) है । गति होना और 
सिश्रणामिश्रण श्रर्थात्‌ संयोग और विभाग होता 
}. ाब्दोत्पत्ति का कारण बनता है । इसी दृष्टि से 
A. खात्‌ शब्दस्तत्‌' ( प्रातिशाख्य ) और 


22 2५ / 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2-3 विमशे 
६४ वेद- 


“संयोग विभागशब्देम्यः शाब्दोत्पत्तिः' इन सत्रों 


द्वारा शब्दोत्पत्ति का एक दार्शनिक विवरण 
स्पष्ट होता है । 


वाक्‌ को प्रसरण-क्रिया 


बाक का परम-व्योम श्रर्थात सर्वोत्कृष्ट 
और अन्तिम ग्राश्रय-स्थान ब्रह्मा है, एसा वेदों में 
प्रतिपादित किया गया है। यह बाह्या ही दूसरे 
शब्द में महत्त्व व महद्बूह्य कहलाता है । 
सृष्टि-निर्साण क्रम में प्रकृति से ग्रगली स्थिति | 
सहदब्रह्म की है, इस में त्रिगुणात्मक प्रकृति के | 
श्रन्वर गति प्रारम्भ हो जाती है। यह गति ही त 
शब्द व वाक्‌ को उत्पत्ति में कारण बनती है | गति | 
द्वारा त्रिगुण में वाक्‌ उत्पन्न हो कर सर्वत्र फेलती 
है। प्रश्न यह है कि वाक के प्रसृत होने व फेलने | 
की प्रक्रिया क्या है? वेद में ग्राता हे कि यह वाक्‌ | 
उत्पन्न हो कर तरंगों के रूप में उसी प्रकार चहुं | 
श्रोर फलतो है जिस प्रकार समुद्र में तरंग । मन्त्र |! 
में कहा गया है 'प्रादीविपद्वाच कमि न सि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बृहती वाक्‌ ६५ 


क्र० ९।६६।७ श्रर्थात्‌ समुद्र में जिस प्रकार तरंगे 
उठती हें उसी प्रकार वाक्‌-तरंगें भी कम्पन करती 
हुई गति करती हू । 


वेदों में वाळू के विभिन्न रूप 


Seamus 


वेदों सें वाकू के श्रनेकों विभिन्न रूप दर्शाये 
गये हें । कौनसा रूप सृष्टि के किस स्तर पर झौर 
किस तरंग में गति व प्रसरण करता है यह एक 
बड़ा व्यापक विषय है । इस पर यहां विचार न 
कर के हम वेदों में परिगणित वाक्‌ के कुछ 
विभिन्न रूपों का केवल-मात्र नामनिर्देश 
करते हैं । 


बृहती वाकू 


बहती १ वाक्‌ बृहस्पति देवता को वाक्‌ है 
यह द्युलोक में बृहत्‌ नामक साध्यम द्वारा फेलती 


१ बृहस्पते बृ हतीवा चमावत्‌ । 
स्का ऋ० १०।१३०।४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प शार 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ वेद-विमर्श 


| 


है । इस बृहती वाक का संग्राहक यन्त्र हमारा 
मस्तिष्क हे । 


द्युमती वाकू 


दमती? वाक्‌ बृहस्पति श्रादि देवताश्रों की | 
कृपा से मानव-ऋषि प्राप्त करता है और उसके 
मुख से दमती वाक्‌ का प्रकाश होता है । 


| 
| 
छन्दस्या वाकू | 


छन्दस्यार्‌ वाक्‌ वैदिक वाक्‌ है । छन्दोबद्ध 
मन्त्र-सम्‌ह्‌ द्वारा यह वाक ब्रह्मा द्वारा उच्चारित | 
की जाती है । | 


परमेष्ठिनी वाकू 


ब्रह्म से तीक्ष्णीकुत हो यह परमेष्ठिनी३ वाक्‌ 


१ दधामि ते द्युमतीं वाचमासन्‌ । १०।६८।२; 
ग्रस्मे धेहि द्युमतीं वाचमासन्‌ । १०।९८।३ 
२ पत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्याँ वाचंवदन्‌ । 


ऋ० ६।११३.६ |) 
३ इयं या परमेष्ठिनी वाक्‌ देवी ब्रह्मसं शित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


द्व्य वाक्‌ ६७ 


जञामप्रधान तथा घोरप्रधान सष्टियों का सजत 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| करती है । 
"| 


देब्य वाक्‌ 


ऋषि लोग अपनी देव्यवाणी से१ किसी 
मनष्य के कष्टों व रोगों का निवारण कर सकते 
हैं । इसी भांति अनेकों प्रकार की दवी वाक्‌ का 
दिग्दर्शन वेद मन्त्रों में होता है। ये देवी वाक्‌ 
नदित वाक श्रर्थात्‌ प्रच्छन्न वाक्‌ होती हे । इन 
ग्रनदितर वाक अर्थात्‌ ग्रनच्चारित वाक को जान 
लेने वाला व्यक्ति दिव्य पुरुष होता है । सवसाधा- 
रण इस को जान नहीं सकता । कई वाक मनुष्य 
को गर्ते में ले जानेवाली विरोधी वाक्‌ होती हूँ । 


ययेव ससृजे घोरं तयेव शान्तिरस्तु न 
अथवे० १९९1३ 
१ उत्त्वा निऋत्या पाशेभ्यो देव्या वाचा भरा- 
मसि । ग्रथर्व० ८।१।३ वाचा यक्ष्म ते बार- 
यामहै । ग्रथर्व० ६।८४।२ 
२ यो वाचमनदितां चिकेत ॥ 
कर अथवे० ५।१।२ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६८ वेद-विमर्श 


उन्हें प्रतीची वाक्‌! कहा गया है श्रौर उन्हे मन्त्रं 
में रोकने व नियन्त्रित करने का प्रादेश दिया हें। 


| 
| 
| 
1 


मनुष्य में निहित वाकू 


वाक्‌ के जो विभिन्न रूप हैं, उन्हें तीन या चार 
भागों सें विभक्त किया गया है। मनुष्य में भो 
वाक्‌ के ये विभाग प्रच्छन्न रूप में निहित हुँ। 
वाक्‌ के येड तीन रूप परा, पश्यन्ती और मध्यसा 
हैं जो कि मनुष्य में प्रच्छन्न रूप में रहते हैं । 
इनमें मध्यमा ही घोष रूप में ग्रर्धात्‌ वैखरी रूप 
में परिणत होती हू । इन सब पर हमें यहां र 
करने की आवश्यकता नहीं है। केबलमात्र श्रनु- 
भूति से यह जानना श्रादइयक हे कि छन्दस्या वाक्‌ 
किस विभाग सें हे श्रौर उनके चहुं श्रोर 
प्रसरण के माध्यम भ्रग्नि, वायु, ग्रादित्य ्रौर 
ग्रथर्वा तथा आंगिरस प्राणों ( ऋषि ) का ज्ञान 


१ प्रतीचीं जग्रभा वाचमश्वं रशनया यथा । 
ऋ० १०।१८।१४ 
२ तिस्रो वाचो निहिता ग्रन्तरस्मिन्‌ तासामेका, 
विपपाताऽनुघोषम्‌ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दाब्दस्वरूप में विभिन्न मत 28 


| | व उनकी अनुभूति हमें किस प्रकार हो 
| सकती है ? 


शब्द स्टारूप में विभिन्न मत 


शब्द क्या है ? यह एक बहुत विवादास्पद 
विषय हे । इस सम्बन्ध में भतू हरि कृत वाक्य 
पदीय में अनेको मत प्रदर्शित हुए हैं । कई ग्राचाये 
ऐसा मानते हे कि१ वायु ही शब्दरूप में परिणत 
होती हे । कई ग्राचार्य परमाणुध्रों कोर शब्द का 
कारण मानते हैं और कई ज्ञान को ।३ प्रायः इन 
सब का आधार वेदों सें मिल जाता हैं । 
ऋचाशों का 'तक्षण' 'अ्पाकषन्‌' श्रादि प्रयोग 


१ स्थानेष्बभिहितो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते । 
वाक्यपदीय १।१०९ 
२ अश्चाणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्या: परमाणवः । 
वा० प० १।११२ 
३ अथेदमान्तर ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्‌। 
व्यक्त ये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन निवतंते । 


[ke 


20 पा: रक | वा० प० १॥११३ 


पन Te) tN AA) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०० वेंद-विमर्श 
इस तथ्य के द्योतक समझे जा सकते हुं 


शब्द ओर ज्ञान का सहचार 


वाक्य पदीय का१ एक श्लोक हे जिसका | 
यह हे कि लोक में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं 
जो कि शब्द के बिना रह सके । हमारे विचार में 
लोक में तों यह सही हे परन्तु सबत्र नहीं, क्योंकि 
सब शब्दों की श्रादि स्रोत, समग्र ज्ञान की श्रागार 
ग्रादिमवाक्‌ में शब्दों की स्थिति का चित्रण, तथा | 
श्रकार में हो सब वर्णो व शब्दों का समावेश किस | 
प्रकार संभव हे ? यह एक विवादास्पद प्रश्न हे जिस- 
का सच्चा समाधान एक योगी पुरुष ही कर सकता | 
है। जिस समय मनुष्य ऊ ची भूमिकाश्रो की श्रोर | 
आरोहण करता हे, उस समय वह बेखरी२ वाक 
तथा शब्दों के वेक्गत रूप को ग्रतिक्रान्त करता 
जाता है। यह लोक का क्षेत्र जहां कि शब्द ग्रौर 
ज्ञान का सदा सहचार होता हे, हमारी बुद्धि तक | 


१ न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगः 
मादृते । A 


२ वेकृतं समतिक्रान्ता मू्तिव्यापारत ¦ 7758४ 


७४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र“. “a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्द और ज्ञान का सहचार १०१ 


ही होता है | परन्तु बुद्धि से ऊपर उठकर शब्द 
और ज्ञान का प्रतीयमान भेद सब समाप्त हो 
जाता हैँ। बुद्धि के क्षेत्र में ही विचरने वाले 
पुरुषों को यह आवश्यक नहीं कि संज्ञा और संज्ञि- 
का सच्चा संबन्ध ज्ञान श्रवइय ही हो। पर बुद्धि से 
ऊपर पहुंच कर संज्ञा संज्ञि का संबन्ध ज्ञान सच्चा 
हो जातः है, और ज्यो-ज्यो मनुष्य वाक्‌ के अन्तिम 
परा रूप को अधिगत करता जाता हे त्यों त्यों 
डाब्द और ज्ञान एकरूप होते जाते हें। 
ऋ० १०।६७।४ में? कहा है कि एक से परे 
और दो से इधर श्रर्थात्‌ वेखरी से परे ओर परा, 
पश्यन्ती से इधर जो मध्यमा वाक्‌ है, उसके पास 
ग्रनृत का सेतु है, जहां गुहा में दिव्य ज्ञान को 
गौएं ( किरणें ) रुकी हुई हैं। उस अनृत के 
सेतु से ज्ञान को कुछ कुछ किरणें छुन कर आती 
हैं। इन्हीं पर संसार का समग्र बौद्धिक ज्ञान 
आश्चित है । बौद्धिक क्षेत्र से ऊपर की ओर प्रयाण 
करने पर मनुष्य को जो ज्ञान शब्दानुगम से रहित 


१ ग्रवो द्वाभ्यां पर एकया गाः गुहा तिष्ठन्तीर- 


म्यस्य सेतो । ऋ० १०।६७।४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


८८- 


ETT TEE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
१०२ वेद-विमर्शं 


प्रतीत होता है, वह श्रनृत के सेतु से छन कर 
श्राती हुई क्षीणसी ज्ञान-किरणों के कारण होता 
है । श्रर्द्धपौरुषेयवादी की स्थिति यहीं तक 
है श्रोर श्राधुतिक कवियों की स्थिति व पहुंच 
भी यहां तक है पर वेदिक कवि व ऋषि कान्त- | 
दर्शी होते थे। वे इस श्रनत के सेतु को भेदन कर | 
पार१ जा पहुंचते थे ओर ग्रां चक्षु से त्रिकाला- 
बाधित सत्य ज्ञान को देख लेते थे। ग्रतः जो 
सनुष्य इस ग्रनृत के सेतुसे पार पहुंच जाता है 
वह वाक्‌ के वेकृत रूप, शब्द, भूति और उनके 
बिविध व्यवहार सब को ग्रतिक्कान्त कर जाता है |! 
उसे सब प्रकार के रूप, भेद व क्रम से रहित सतत | 
वाक्‌ का दर्शन होता है जो कि ज्योतिर रूप होती | 
है । यह प्रत्यस्तमित रूपवाली सम्पुर्ण वाक ही | 
सर्वोत्तम मानी गई हे । परा वाक्‌ तक पहुंचते | 
१ पारोवर्येवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रश-. 

स्यो भवति । | 

२ तिस्रोवाचः प्रवद ज्योतिरग्रा । ऋ० ७। | 


१०१।१ स्वरूपज्योतिरेवान्तः परा वाग- ॥ 
नपायिनी । भारत । ु 


RO यन्य 


BIT 


| 


> 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वाक्‌ उत्पत्ति के प्रेरक १०३ 
| हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी सव समाप्त हो जाते 
[| हुं। अद्वंपोरुषेय पक्ष के शब्दानुगम रहित ज्ञान 
|| और प्रत्यस्वमित१ रूप वालो वाक्‌ में महान्‌ 

> 
अन्वर हं । 
र वाळू उत्पत्ति के दो प्रक 


र वाकू की उत्पत्ति में दो प्रेरक भाव हे । एक 
है प्रकृति और दूसरी आत्मा । जिन व्यक्तियों के 
क शब्द प्रकृति से प्रेरित होकर निकलते हैं र्यात्‌ 

उनकी वासनाओं, मान्यताओं व अहंभावों से प्रेरित 
। होते हैं तब दे प्रभावशाली व er शक्तिवाले 
नहीं होते चाहे कितने ही सुन्दर शब्दों व वाक्या- 
चलियो का उनमें समावेश क्‍यों न हो रौर जो शब्द 
आत्मा की गहराई से प्रेरित होते हैं उनसें स्थायित्व 
होता हे । बलवान्‌ आत्मा के शब्दों में भी बल होता 
है। इस तथ्य को हमें ग्रच्छी प्रकार हृदयंगम कर लेना 
चाहिये । पाण्डित्य के शब्दों में उतना बल नहा 


्रत्यस्तमितरूपाया यद्वाचो रूपमुत्तमम्‌ । 
वा० प० १।१% 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४ वेद-विमर्शं 


जितना बलवान्‌ श्रात्मा के शब्दों में है । महात्मा | 
गांधी के दूटे-फूटे शब्दों ने भारतवासियों के हृदय में | 
अग्नि-संचार कर दिया । यह ऐतिहासिक सत्य | 
है कि उस समय के अनेकों विद्वानों ब राजनीति के | 
पण्डितों के शब्दों में बह बल नहीं था जो महात्मा । 
गांधी के शब्दों में था । इस दृष्टि से विचार करने | 
पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हें कि शब्द दो 
प्रकार के होते हे-एक शक्ति-सम्पन्न और दूसरा | 
शक्तिहीन । शक्तिहीन कृतियां चाहे कितनी ही | 
सुन्दर शब्दावलियों में हों, प्रभावशाली न होंगी । | 
यदि कुछ प्रभावशाली हुई भी तो मनुष्य के उथले | 
क्षेत्र मे क्षणिक जोश के रूप में होंगी और चिरस्थाई | 
न होंगी । दूसरे ग्रात्मा से प्रेरित शब्दों की चोट 
गहरी होती है, और प्रकृति से उत्पन्न शब्दों की चोट 
गहरी न होकर जोश, विक्षोभ ग्रादि को पैदा करने | 
वाली होती है । इसी दृष्टि से हमें वेदों, उपनिषदों | 
व ग्रन्य आष ग्रन्थों के शब्दों पर विचार करना 
चाहिये । मन्त्रों में शक्ति है यह हम फिर कभी 
विस्तार से लिखेंगे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वाकू को व्योम-व्यापकता 


वाक्‌ उच्चरित होकर व्योम में सर्वत्र फेलती 
है । उसका विस्तार परमव्योम तक है, जहां तक 
ब्रह्म है वहां तक वाळ है यह हम पूर्व में देख ही चुके 
। हैं, परन्तु प्रश्न यह हे कि क्या सभी प्रकार को वाक्‌ 
परम व्योम में सर्वत्र व्याप्त हो जाती हें? इस 
सम्बन्ध में हमें निम्न बातें अवश्य देबनी चाहियें-- 
. १-वाक्‌ स्थूल, सुक्ष्म, सूक्ष्मतर और सुक्ष्म- 

तम इन सब रूपों में होती है । 
२-प्रकृति प्रेरित है (सत्त्व, रज, तम से प्रेरित) 

या आत्मा से प्रेरित है । 

इस प्रकार संक्षेप सें हम यह कह सकते हैं कि 
जिस स्तर की वाक्‌ है वह अपने स्तर में सर्वत्र व्याप्त 
होती है, पर अध्व में देवों तक पहुंचने वाली वाक्‌, 
सत्यवाक्‌ व दैवी वाक्‌ होती है । मनुष्य को सदा 
अध्वेगामिनी वाक्‌ बोलनी चाहिये । इसलिये मन्त्रं 
में जहां वाक्‌ का वर्णन है वहां 'उट्टाचमीरयति 
उदीरते उदियर्ति’ आदि प्रयोग बहुलता से हुये 
हैं। इसी दृष्टि से मन्त्रों पर हमें 
आ ेष-हिये कि कौनसा मन्त सृष्टि के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बळ जन्य मड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ह. 


१०६ वेद-विमशे 


किस स्तर का है? कहां का वह सही चित्रण | 
करता है ? इत्यादि । वेदों में ऊध्दे-लोक सवितृ- 
लोक माना है श्रत: सबितासम्बन्धी मन्त्र ऊर्ध्वंतम 
लोक तक पहुंचने वाले हुँ। इसी दृष्टि से सूर्यस्तवन | 
करने वाले पृथिबी का स्तवन करने वाले तथा 

अन्य देवों का स्तवन करने वाले सम्ब्रों को व्या- 
पकता को हमें समझना चाहिये । सन्त का स्तर 
छन्द से ज्ञात होता है । करिसी देवता की परिधि 
स्तर व उसकी व्यापकता भो छम्दों से पता चलती 
है । इस प्रकार सामान्य व वैदिक वाक्‌ के स्वरूप | 
पर हसने कुछ संक्षिप्त विवार किया । | एङ 
२ स्वरूप को लेकर विस्तार से बहुत कुछ लिखा 


जाना चाहिये तभी इसका कुछ स्पष्टीकरण हो 
सकता है 


—o—— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों का साक्षात्कार 


| सहषि दयानन्द ने पृथिवी पर जो ग्रवतरण 
। किया उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारतवर्ष 
| के हारा सम्पुर्ण भूसण्डल को पुनः वेदों की ओर 
| ले जाया जाय । इसलिये उनका प्रमुख नारा यह था 

कि हे ग्रार्यजाति ! तू फिर वेदों को तरफ मुड़ । 

इस नारे की विभिन्न प्रतिक्रियायें हुई । पाश्चात्य 

दृष्टिकोण से विचार करने वाले विद्वानों ने इसका 

भाव यह समझा कि स्वामी दयानन्द हिन्दु जाति 
को पुनः उसी (प्रिमिटिव स्टेज) वेद को श्रसभ्य 
च श्रद्धे सभ्य अवस्था में ले जाना चाहते हैं। उनका 
कहना है कि यह मानव को प्रवृत्ति हे कि वह भूतकाल 
की सदा प्रशंसा किया करता है । स्वामी दया नन्द भो 
इस सानवसुलभ सहज प्रवृत्ति से बच न सक । 
इस प्रकार के अनेकों उद्गार पाश्चात्य दृष्टिकोण 
से विचार करने वाले विद्वानों के हें । इस दृष्टिकोण 
के सम्बन्ध में यहां हम कुछ नहीं कहना चाहते । 
इसके विपरीत श्रार्यसमाज ने इसका क्या भाव समझा 


पज सें उसने क्या प्रयत्न किये ? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१०८ वेद-विमर्श 


क्या वे प्रयत्न सही थे ? इत्यादि श्रसेकों विवाद के | 
विषय हूँ, जिनपर विद्वालों के विभिन्न मत हैं । पर 
किस्से कहानियों हारा जनता का मनोरंजन करना |. 
वेदों का प्रचार नहीं है, यह हमें भली भांति समझ / 
' लेना चाहिये । इसी से मिलती-जुलती व्यवस्था 
वेदमन्त्रों के अर्थ करने व समझने को रही है । 
वेदमन्तों के अर्थ प्रायः बुद्धि बल से किये जाते हें । जिन 
निरुक्त व व्याकरणादि साधनों का श्रवलस्बन कर 
कुछ विद्वान्‌ मन्त्रों का ग्रथे करके एक सिद्धान्त 
प्रतिपादित करते हैं, तो अन्य विद्वान्‌ आपनी बुद्धि व 
तर्केबल से ग्न्य ही सिद्धान्त ला उपस्थित करते ४ 
हैं, इसलिये वैदिक शब्दों व मन्त्रों का कोन सा ग्रर्थ | 
सही है यह निर्णय करना अत्यन्त श्रावश्यक है । 
इसके लिये यदि ग्रार्यजाति की प्रबल ग्रभीप्सा व 
सतत उद्यम हो, तो पुनः वेदों का पुर्ववत्‌ साक्षात्कार 
हो सकता है । वे ग्राद्य ऋषि 'फिर इस पुण्यभूमि 
में पदार्पण कर सकते हैं, श्रथवा हममें से ही साक्षा- | 
त्कार करने वाले ऋषि बन सकते हें । कहा भी है-- ) 


ऋषय एते मन्त्रकृतः पुराजाः 
पुनराजायन्ते बेदार 
| हट क्म, छि 


न 


2, 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वदा कन्न साक्षात्कार १०६ 


ते वै विद्वांसो वैन्य तद्गदन्ति 
समानं पुरुषं बहुधा निविष्टम्‌ ॥ 

जै०उ० १।१४।४।२ 
श्री अरविन्द ने दी सीक्रेट आफ दी वेद! वेद 
रहस्य सें लिखा है कि ये रहस्यमय (वेद के) शब्द 
हैं, जिन्होंने कि सचमुच रहस्यार्थ को श्रपने अन्दर 
रक्खा हुआ है, जो अर्थ पुरोहित कर्मकाण्डी, वेया- 
करण, पंडित, ऐतिहासिक तथा गाथाशास्ट्री द्वारा 

उपेक्षित और अज्ञात रहा है ।* 
यदि हम गम्भीरता से सोचें तो सचमुच 
हमारी यही श्रवस्था बन गई थी । वेदों के रहस्यों 
को हम सर्वथा भुला चुके थे । श्रब हमें उन रहस्यों 
का पता लगाने का फिर प्रयत्न करना चाहिये । 
गम्भीर चिन्तन व शास्त्रों के विवेचन से कुछ न कुछ 
धुंधला सा प्रकाश अवश्य मिलेगा, जिससे कि 
हम सही मार्ग के पता लगाने में समर्थ हो सकेंगे । 
शास्त्रों के विवेचन से वेदों का साक्षात्कार का क्या 
मागं हो सकता है ? इस सम्बन्ध में हम अपने कुछ 
बिचार विज्ञ पाठकों के समक्ष यहां रखत हं । यह 
३ पुणरूपण सही हों, क्योंकि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११० वेद-विमर्शं 


ग्रभी हस इन गुह्य बातों के सम्बन्ध में पूर्ण उ 
में हें । परन्तु उग्र तप ब प्रबल ग्रभीप्सा सफलता 
की कुञ्जी हैं । 
निरुक्त निर्माता यास्काचार्य का यह कथन 
है कि-- साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः” श्र्थात्‌ 
ग्राद्य ऋषि वेदों के साक्षात्कार करने वाले हुये हैं । 
इसी प्रकार ब्राह्मणादि ग्रन्थों व स्मृतियों आदि में 
ऋषियों को मन्त्र का साक्षात्कार करने वाला 
बताया गया है । यह सब तो सही है पर विचारणीय 
यह है कि मन्लों के साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या 
` है? बह साक्षात्कार होता कंसे है? उसका सिलसिले 
वार व्यौरा क्या है ? इत्यादि कुछ गम्भीर विवेच- 
नीय विषय हूं । 
वेदों के साक्षात्कार के हमें दो साधन प्रतीत 
होते हैं । एक मन्त्रों का श्रवण और दूसरा मन्त्रों का 
दशन । इस लख म हम केवल मन्त्रों के श्रवण पर 
ही विचार करेंगे । 


वेदों की श्रति संज्ञा 


वेदों को श्रुति कहा जाता है । इसका ग्रभिप्राय 
प्रायः कर विद्वान्‌ यह लेते हें £. ट्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


[| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों की श्रुति संज्ञा १११ 


से सुना जाता रहा है । क्योंकि प्रारस्भ में भारतवर्ष 
में लेखनकला नहीं थी । शिष्य वेदों को गरुमख 
से श्रवण कर कण्ठस्थ कर लिया करतें थे। इसलिये 
गुरु से सुनने के कारण इसे श्रुति कहा जाता 

जब तक भारतवर्ष में लेखनकला का आविर्भाव 
व प्रचार नहीं हुआ तब तक पठनपाठन में यही 
श्रवण परम्परा प्रचलित रही । परन्तु इस सम्बन्ध 
सं हमारे विचार कुछ भिन्न हें। हमारी यह दढ 
धारणा है कि वेदों पर विचार करने केलिये हमें 
वेदों व वैदिक साहित्य के ही प्रमाण अपने सामने 
रखने चाहिये । फिर चाहे उन प्रसाणों से कुछ ही 
सिद्ध हो जाये । वेदिक साहित्य [के आधार पर हम 
यह कह सकते हें कि वेदों को श्रुति इसलिये कहा 
जाता है कि ऋषियों ने श्रादिगुरु भगवान से मन्त्रों 
का श्रवण किया । दूसरे शब्दों में इसी कथन को 
हम इस प्रकार भी कह सकते (हें कि मन्द्रजिह्व 
भगवान्‌ से उच्चरित होने से इस ब्रह्माण्ड में निरन्तर 
वेद ध्वनि हो रही है । ऋषि-मुनि अपने श्रोत्रों में 
दिव्यता का श्राविर्भाव कर ब्रह्माण्ड में गूंज रहे 


४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११२ वेद-विमशे 


जाता है । वेदों के लिये श्रुति शब्द को न 
यही हे । मानव गुरु से श्रवण होना तो एक गौण 
बात है । क्रग्वेद में बृहस्पतिरूप सें भगवान्‌ को ' 
स्तुति करते हुये उसे मन्द्रजिह्व कहा है, ओर यह | 
स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि ऋषि ध्यानावस्था | | 
में उसे सुनते हें। सन्त्र इस प्रकार है-- 
तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः 
पुरो विघ्रा दधिरे मन्द्रजिह्वम्‌ । 
ऋण ४।५०।१ 
अर्थात्‌ ध्यान करते हुये पुरातन विप्र ऋषि ' 
उस मन्द्रजिह्व भगवान्‌ को आगे सामने ले श्राते हैं । 
इस मन्त्र से यह भाव स्पष्ट रूप से ध्वनित 
हो रहा है कि पुरातन ऋषि उस भगवान्‌ को बृह- _ 
स्पतिरूप में गुरु धारण कर ध्यान के समय साक्षात्‌ | 
सामने ले ग्राते थे और वह उन्हे मन्द्रजिह्वा द्वारा 
उपदेश देता था । इस सम्बन्ध में ग्रथवंवेद के | 
निम्न मन्त्रों का जरा गम्भीरता से विवेचन किया ' 
जाये तो हमें यह ही भाव एक दूसरे रूप में प्रतीत | 
होगा । ग्रथवं में श्राता है कि “पश्य देवस्य काव्यं न, 
ममार न जोर्यति” अथवे १०७ «३४ 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| र 0... वेदों की श्रुति संज्ञा ११३ 


| 
|. 
\ 
॥ 
| 


' हो मन्त्र है-- 
अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहु्ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
अथवे-१०।८।३३ 
अपूर्व (भगवान्‌ जिसके पुर्व में कोई नहीं) से 
प्रेरित ये वेदवाणियां यथातथा अर्थात्‌ जो जेसा हे 
उसे वेसा ही कहती हें और इस प्रकार बोलती हुई 
गूंजती हुई ये बेदवाणियां जहां जाकर विलीन हो 
जाती हें उसे महद्ब्रह्म कहते हैं । 
इन उपर्युक्त मन्त्रों से यह स्पष्ट प्रतीत हो 
रहा है कि भ्रपुर्व नामक भगवान्‌ से प्रेरित ये वेद- 
वाणियां निरन्तर गूंज रही हें । आवश्यकता इस 
बात की है कि उन्हें सुना जाये । परन्तु फिर वही 
प्रश्न पेदा होता है कि उन्ह सुनें कंसे ? इससे पूर्व 
कि हम इस प्रश्‍न के सम्बन्ध में कुछ कहें, एक शंका 
और पेदा होती है और वह यह कि क्या किसी 
स्थान विशेष से मन्त्रों की ध्वनि हो रही है या इस 
मन्त्रध्वनि का कुछ और ही रूप है ? 
ग्रथव में आता है कि “वशा समुद्रे प्रानृत्यदूचः 
पानि बिश्ती । ग्रथवे. १०।१०।१४ 
आ डा 


_ _CC-0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ey 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११४ वेद-विमशे 


वह वशा ऋचाझों तथा सामों को म 
किये हुये इस ब्रह्माण्डरूपी समुद्र में नतेन कर रहो 
है। इसका तात्पर्य यह है कि ऋक्‌ ओर सास को 
ब्रह्माण्डरूपी समुद्र में कार्य करता हुआ देखने के 
लिये 'वशा' का ज्ञान होना ग्रावश्यक है । 'वशा' 
बया हे इस पर हम फिर कभी विचार करेगे । 


मन्त्र-ध्वनि का स्थान-विशेष 

हम ऊपर कह चुके हें कि भगवान्‌ से घ्रेरित| 
मन्त्र निरन्तर गूंज रहे हें । उनकी ग्रजस्र ध्वति| 
संदा सवंत्र व्याप्त हो रही है । परन्तु प्रश्न यह पेद 
होता है कि वह कौन सा स्थान-विशेष है जहां से 
कि मन्द्रध्वनि प्रसारित की जाती है । क्योंकि यह 
तो होता है कि एक स्थान से ध्वनि का उद्गम होकर 
वह आकाश में सर्वत्न व्याप्त हो जाती है । इसी| 


वाचः” जे० उ० “गोस्तु मात्रा न विद्यते” श्रर्था्‌ | 
वाणी व्योमपर्यन्त व्याप्त होती है ग्रौर वाणी की | 
कोई मात्रा श्रर्थात्‌ माप नहीं है । इसी प्रकार क्रचाग्रो | 


। by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मन्वध्वनि का स्थान विशेष ११५ 


रूप से कहा गया हे कि तान्यादिवः प्रकीर्णान्यशे- 
रन । श्रथेमानि प्रजापतिऋकपदानि शरीराणि 
सञ्चित्याभ्यर्चत्‌ यदभ्यचत्ता एवर्चो$भवन” । जे० 
३० १।४।१।६ अर्थात्‌ ये ऋचायें द्युलोक तक 
बिखरी हुई थीं । प्रजापति ने इन ऋक्‌ पदों को 
इकट्ठा कर श्रर्चना को, इससे ये ऋचायें कह- 
लायीं । इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि 
बैदिक साहित्य ध्वनि व शब्द को आकाश में संत्र 
व्याप्त होने वाला बताता है । आधुनिक वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से भी यह सही है । परन्तु प्रश्‍न तो यह है 
कि इन ऋचाओं का कोई स्थान भी बताया गया है 
“कि नहीं, जहां से कि ये प्रसारित की जाती हों ? 
इस सम्बन्ध में वेद में आता है कि ये “ऋचोऽक्षरे 
परमे व्योमन्‌ ०” ऋ० १।१६४।३९ अर्थात्‌ ऋचायें 
परम व्योम में हैं । ग्रतः मंत्र के कथनानुसार यह मानना 
पड़ता है कि परम व्योम से ही वे सर्वत्र प्रसारित की 
जाती हें । 'परम व्योम' वेद का एक पारिभाषिक 
शब्द है । यह भगवान्‌ का वाचक है ऐसा विद्वानों 
का कहना है । परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा यह 
द अगान्‌ के तो अग्नि, वायु, सूर्य, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and म 
~ ९ 
११६ वेद-विमशे 


इन्द्र आदि सभी नाम हैं । ये सब भगवान्‌ के नाम 
होते हुये भी इनमें महान्‌ अन्तर है । इनकी श्रपनी 
पृथक्‌ २ विशेषता है । ग्रौर वह विशेषता त्रैगुण्य को |, 
है । क्योंकि बिना त्रिगुण के भगवान्‌ का भी वर्णन | 
हो ही नहीं सकता । उसका श्रग्नित्व, सूर्यत्व, वायुत्व, 
इन्द्रत्व श्रादि त्रिगुण के सहित ही है । यदि परमात्मा 
से त्रिगुण को पृथक्‌ कर दिया जावे तो यह समस्या | 
उपस्थित होगी कि उसका भावात्मक रूप (पोजी- | 
टिव) में केसे वर्णन करें ? भगवान्‌ के विविध | 
रूपों को वर्णन करने वाले वेदों को श्रीमद्धणवद्‌- | 
गीता में त्रैगुण्य विषयक बताया गया है । इससे / 
यह ध्वनित होता है कि बेदों सें त्रिगुण को छोड़ कर | 
वर्णन हो नहीं सकता । इससे हमें यह स्वीकार करना | 
पड़ता है कि भगवान्‌ की विभूति को प्रकट करते 
वाला प्रत्येक नाम त्रिगुण की विशेषता से युक्त है। | 
ग्रौर दूसरी बात यह है कि वेद मन्त्रों में त्रिगुणा- | 
त्मक भौतिक शक्तियों और परमात्मा का अभिन्न- | 
रूप से वर्णन पाया जाता है । अ्रग्नि के मन्त्र जहाँ / 
झर्निरूप भगवान्‌ का वर्णन करते हैं, वहां भौतिक |_ 
ग्रग्नि का भी वर्णन कर रहे होते हें..! इस ३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मन्त्रध्वनि का स्थान विशेष ११७ 


अद्ेतवादी विद्वानों का यह विचार है कि वेदों में । 
जब इस प्रकार की वर्णन की अभिन्नता है तो वर्ण- 
नीय विषय भी अभिन्न ही हँ । यह सब एक ब्रह्म 
ही है जो विविध रूपों में प्रकट हुआ है । इस सम्बन्ध 
में हम यहां विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहते । 
हम श्रद्वेतवादी नहीं हें पर हमारा यहां पर इन सब 
बातों के दिग्दर्शन का यही तात्पर्य है कि भगवान्‌ 
के ग्रग्नित्व, सूर्यत्व, वायुत्व व परमव्योमत्व आदि 
की सार्थकता इन्हीं त्रिगुणों को लेकर होती है । 
भगवान के इन विभिन्न नामों के श्राधार पर उसका 
गणविशेष, रूपविशेष, स्थानविशेष आदि माने 
बिना काम नहीं चल सकता । जहां भगवान्‌ सूय- 
द्वारा अपनी सूर्यंशक्ति को प्रकट कर रहा है वहां 
व्योमनाम से अपने ग्राकाशरूप को बता रहा है। 
व्योमनाम शकाश का एक सासान्य नाम है और 
यरमव्योम आकाश के उत्कृष्ट भाग की ओर निर्देश 
कर रहा है । आकाश का यह सर्वोत्कृष्ट स्थान परस 
व्योम “उत्तमं नाकं परमं व्योम” अ्रथव-११।१। 
३० है । पिण्ड में परम व्योम मस्तिष्क है (श०प० 
तो ब्रह्माण्ड में परम व्योम क्या होगा 


_ (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


११८ वेद-विमश 


यह आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं । इस पर हम | 
यहां ग्रधिक विचार नहीं करना चाहते । 'परसव्योम' 
नास से हमने एक पृथक्‌ ही निबन्ध तैयार किया 
है, वह भी कभी पाठकों के सासने पहुंच जायेगा । 
इस प्रकार हमने यह देखा कि ऋचायें परम- 
व्योम में विद्यमान हँ और वहां से ब्रह्माण्ड में सर्वत्र 
प्रसारित की जा रही हैं । यही भाव जे० उ० ब्रा० 
के इस वाक्य में है कि “तान्यादिव: प्रकीर्णान्य- 
शेरन्‌” ऋचायें युलोक तक बिखरी पड़ी हैं । वे 
सर्वत्र पहुंचो हुई हैं । श्रब विचारणीय यह है कि 
इन्हें सुना केसे जाये ? संक्षेप सें हम यह कह सकते 
हैं कि इसका एक ही उपाय है रौर वह यह है कि 
श्रोत्रों में दिव्यता का ग्राविर्भाव किया जावे । दिव्य- 1 
श्रोत्र सुक्ष्म से सुक्ष्म तथा दूरस्थ ध्वनियो को सुनने | 
में समर्थ हो सकते हं । 
श्रोत्र में दिव्यता के श्राविर्भाव के साधन 
व उपाय 


भब हमारा आगासी विचारणीय विषय यह 
है कि श्रोत्र में दिव्यता के आविर्भाव के, लिये रसे 
टा 4५ न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रोत्र में दिव्यता के ` ' ११९ 


कन. साधनों का अवलम्बन करना चाहिये ? 
इस सम्बन्ध में संक्षेप में हम यह कह सकते हैँ कि 
श्रोत्रोंमें दिंव्यता के आविर्भाव के दो साधन हों सकते 
हैं । एक बहिव्‌ त्तिजन्य साधन और दूसरा ग्रन्तव - 
त्तिजन्य । पहले हम बहिवृ त्तिके आधार पर विचार 
करते हें । 
उपनिषद्‌ में आता है कि सदा नादानुस-' 
स्धानात्‌ संक्षीणा वासना भवेत्‌” सदा नाद ब्रह्म 
का ग्रनुसरण करते रहने से इन्द्रियों की वासना 
विनष्ट हो जाती हे । इसी प्रकार “शब्दब्रह्मणि 
निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति” शब्द ब्रह्म में डबकी 
लगाने वाला मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त करता है ।' 
इत्यादि उद्गार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि 
ऐन्द्रक वासना-विनाश तथा परब्रह्मप्राप्ति श्रादि 
बातों में नाद व शब्दब्रह्म महान्‌ सहायक है । यहां 
पर नाद से हमें ग्रव्यक्त ध्वनि का ग्रहण करना 
| चाहिये वर्णात्मक व्यक्त वाणी का नहीं । वैसे 
` शब्द ब्रह्म में अव्यक्त वाक्‌ और व्यक्त वाक्‌ दोनों 
समाविष्ट हैं । परन्तु इसमें भी व्यक्त .वाक्‌ प्रमुख 
में व्यक्त की अपेक्षा महती शक्ति है । 
भे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० वेद-विमर्शं 


परन्तु प्रश्न यह है कि कंसे ? केवल इतने कथन 
मात्र से कि अव्यक्त में व्यक्त की पेक्षा महती 
शक्ति है समस्या का हल नहीं होता । क्योंकि इससे \ 
तो यह परिणाम निकलता है कि सब प्रकार की 
व्यक्त वाक्‌-चाहे वे वेदमन्त्र ही क्यों न हों-से 
ग्रव्यक्त वाक्‌ ग्रधिक श्रेष्ठ हे । इसलिये इस सम्बन्ध | 
में हम कुछ विस्तार से विचार करते हैं । 
सृष्टि के हम किसी भी क्षेत्र पर दृष्टिपात 
करे, वहां हम यह पाते हें कि व्यक्त से अव्यक्त की 
ओर जाने सें ठोस से तरलता व ऋजुता में, रूप से | 
: अरूप में धिक शक्ति है और वास्तविक सत्यता ६ 
की प्राप्ति है । इस शक्ति को हम उदाहरणों से. 
समझाने का प्रयत्न करते हैं । व्यक्त की श्रपेक्षा k 
प्रव्यक्त और श्ररूप में धिक शक्ति है: | 
१प्रथववेद में स्कम्भरूप ब्रह्म की दो शाखायें | 
बतायी गई हैं एक ग्रसत्‌ शाखा ग्रौर दूसरी सत्‌ 
१ असच्छासां प्रतिष्ठन्तीं परममिव जना विदुः । 
उतो समन्मन्यन्तेऽवरे थे ते शाखामुपासते ॥ 


Po न 


॥ ४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रोत्र में दिव्यता के! ` ' १२१ 


शाखा । वेद की दृष्टि में ग्रसत्‌ शाखा परम शाखा 
है जिससे कि १बृहन्त नामक देव पेदा होते हैं श्रोर 
दूसरी सत्‌ शाखा अवर शाखा है । इस प्रकार इस 
स्थल पर असत्‌ को हम श्रभावात्मक नहीं मान 
सकते । ग्राधूनिक शब्दों में श्रसत्‌ (ग्रस गतिदी- 
प्यादानेषु) शक्ति (एनरजी) है । और सत्‌ 
(मटर) निष्क्रिय तत्त्व है । एक गति को सूचित 
करता है तो दूसरा स्थिति को । इन्हीं भावों को 
वेद के दूसरे शब्दों सें कहना चाहें तो अत्ता और 
ग्राद्य कह सकते हैं । एक ग्रन्न है और दूसरा श्रन्नाद 
है । ग्रसत्‌ व्यवत है, अरूप है, शक्ति. है और सत्‌ 
मेटर है, मूर्ति रूप में व्यक्त होता है, रूपवान्‌ है 
ग्रौर निष्क्रिय है । इसी प्रकार शब्दब्रह्म के व्यक्त 
वाक्‌ की भी दो शाखायें हुँ एक स्वर और दूसरा 
व्यंजन । इन वर्णों में स्वर शक्ति है और व्यञ्जन 
बेटर है । इन्हीं स्वर और व्यञ्जन के विविध 
१ बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परि जज्ञिरे । 
एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः परो जनाः ॥ 
ग्रथवे० १०:७।२५ 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 
१२२ वेद-विमर्श 


सेल से ग्रनन्त शब्दसृष्टि का निर्माण होता है । 

हमें यहां पर वर्णों सें स्वरों पर विशेष ध्यानः 
देना चाहिये । क्योंकि स्वर शक्तिरूप हे, एक प्रकार | 
से नाद हैं ओर ग्रव्यक्त हैं । इन्हीं के ध्वनिरूप में 
अनुगमन से श्रोत्रों में दिव्यता का ग्राविर्भाव होता 
है । स्वर और व्यञ्जन की विशेषताओं और 
पारस्परिक सम्बन्धों को उपसामओं से दर्शाता चाहे 
तो तालिका में इस प्रकार दिखा सकते हैं :- 


स्वर ञ्प्रञ्जन 
श्राण अस्थि 
शक्ति सटर 
साम क्क 
अरूप रूप 
तरल ठोस 


इसी प्रकार और भो उपमायें दिखाई जा 

सकती हैं । इन सबको दिखाने का हमारा प्रयोजन 

यह हें कि भूतसृष्टि, शब्दसृष्टि, वेदसष्टि इत्यादि. 

संसार के किसी भौ क्षेत्र पर दष्टिपात करें तो हमें 

यह प्रतीत होता है कि अ्रव्यक्त ग्ररूप और तरल 
अवस्थाओं सें ग्रधिक शक्ति & 
A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808190 


श्रोत्र में दिव्यता के ' १२३ | 


स्थल बृद्धि से किसी एक सिद्धान्त को निर्धारित 
कर उस पर चिपटे रहना, अपने को ठोस रूप दे 
लेना दिव्यता-प्राप्ति का चिन्ह नहीं हे । दिव्यता- 
प्राप्ति के लिये हमें ठोसपना परित्याग कर ऋजु 
बनना पड़ेगा । क्योंकि संसार को सम्पूर्ण शक्तियां 
तरल हैं, ऋजु हैं, प्रवाही हैं । स्वरों के सम्बन्ध में 
हम यह कह सकते हैं कि स्वरों का रूप निश्चित 
नहीं है । जब ये स्वर व्यञ्जनो से मिलते हैं तो ये 
अपने रूप का परित्याग कर मात्रा ख्प(,., 
, , ) में विलते हें? इसरो तरफ व्यञ्जन अपने 
रूप को नहीं छोड़ते । इसलिये व्यञ्जन ठोस हे 
ग्रोर स्वर अरूप व तरल हैं । इती प्रकार संसार को 
हम दो भागों में विभक्त कर सकते हें एक शक्ति 
और दूसरे पदार्थ (मैटर) । जितनी भो शक्तियां 
हैं उनका रूप निश्चित नहीं है । सूर्य की किरणें 
शक्तिरूप हें ठोसरूप नहीं हे, ये पृथिवी पर पाथिव 
सामग्री से विविध रूप रच डालती हें । इसी प्रकार 
भ्ररिनि ग्रादि जितनी भी शक्तियां हें उनका रूप 
निश्चित नहीं है । ये सब शक्तियां मैटर से एक मात्रा 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Ea Samaj Foundation Chennai and म 


१२४ वेद-विमशं 


में भी किसी वस्तु के निर्माण व परीक्षण में ग्नि 
(होट) ग्रादि शक्तियों की मात्रा का ध्यान रखा 
जाता है । जिस प्रकार ये सांसारिक शक्तियां सैटर में । 
मात्रा रूप में मिलती हे और कुछ का कुछ बना | 
देतीं हें । इसी प्रकार स्वर भी व्यञ्जनों से सावा 
रूप में मिलकर अनेकों शब्दों का निर्माण करते 
हैँ । अनन्त शब्दावलि प्रमुख रूप से स्वरों पर हो 
ग्राधारित है । उदाहरण के रूप सें धरा, धारा, 
धीर, धूर इत्यादि शब्दों सें व्यंजन तो ध और र ही है 
परन्तु स्वर-भेद से ये बिभिञ्च शब्द बन गये हैं और 
अर्थ भी बहुत विभिन्न हो गये हैं, “सर्वे स्वरा इख- | 
स्यात्मान:. . . सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मान:” छा० उ० 
२।२२।३ ग्रर्थात्‌ सब स्वर बल के स्वरूप हैं और 
सब स्पर्श मृत्युरूप है । 

इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्णो में 
शक्ति रूप तो स्वर हैं, जो कि ग्रर्थो की विभिन्नता में | 
मूलकारण हैं । प्राणी जगत्‌ में भी यह ग्रव्यक्त प्राण | 
ही है जो कि इस शरीररूपी पिण्ड में रहता हुआ / 
नवीन सर्जन में ब्रह्म को भी मात कर रहा है । | 
वेदों में सामवेद को जो इतना महत्व द्रियू दे 


bs 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रोत्र में दिव्यता क" ` * १२५ 


वह सब स्वर के कारण ही हे ब्योॉकि साम श्र उ 
इत्यादि स्वरो के श्रतिरिक्त कुछ है ही नहीं । ये 
ग्र इ उ आदि स्वर ही ऋचा को लेकर तोड़ फोड़ | 
करते हैं । इससे ऋचा साम से सम्पर्क कर कुछ की 
कुछ बल जाती है । जिस प्रकार सुय शक्ति, मिट्टी 
से नाना रूप रच डालती है, उसी प्रकार साम क 
स्वर ऋक रूपी मिट्टी को तोड़-फोड़ कर मन्त्र 
में नवीन रचना व शक्ति भर देते हैं । वैज्ञानिकों 
का यह कहना है कि सम्पूर्ण सृष्टि का गन्ति ख्प 
शक्ति (एनरजी) है । उसी प्रकार सम्दूण वद 
ग्रो३म्रूपी स्व॒रशक्तित में समाविष्ट हो जाते हूँ । 
जैसा कि वेदों के सम्बन्ध में शास्त्र कहते हैं कि वेदों | 
का सार गायत्ती मन्त्र है, गायत्री का सार सहा- | 
व्याहूतियां हें और महाव्याहृतियों का 0... ३्म्‌ | 
है । रौर यह श्रो३म्‌ स्वर है । यह जो सब बदा का 
सार श्रो३म्‌ को बताया है, यदि इस पर गम्भीरता 
से विचार करें तो हम इस परिणाम पर पहुंचत 
हें कि मन्त्रलूपी विविध रूपों को नष्ट कर उन्हें 
'ग्रो३म्‌' रूपी अरूप अवस्था में ले आये हैं । उपनिषद्‌ 
> को भाषा में “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्ति- 


pr 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and न 
१२८ वद-विम्श 
झें,झें, ध्वनि जो कि निरन्तर कानों सें झंकृत होती 
हुई प्रतीत होती है उसी पर मन को केन्द्रित कर दिया 
जाय । मेत्रायणी१ आ्रारण्यक में आता है कि मनष्य 
को द्विविध ब्रह्म का ध्यान करना चाहिये एक शब्द. 
ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म । यह शब्दब्नह्म ही परब्रह्म 
का आविर्भाव करने वाला है । उदाहरण रूप में 
श्रो ३म्‌ शब्द को लिया जा सकता है । श ३म्‌ शब्द को 
ध्वनि का ग्रनुसरण करता हुआ मनुष्य ध्वनि की 
समाप्ति पर श्रशब्दावस्था श्रर्थात्‌ शून्यावस्था में 
जा पहुंचता है जो कि--श्रपुर्वेणेषिता?” अथर्व-- 
मन्त्र में हम दर्शा चुके हैं कि ये श्रपूर्व से प्रेरित वाणियां 
जहां निधन को प्राप्त होती हैं वही ब्रह्म है । यही |. 
भाव यहां पर भो है । यही गति है, यही ग्रमृत है, | 
यही भगवान्‌ से मिलन है, यही निवृत्ति है । जिस | 
प्रकार मकड़ी जाल बनाने के पश्चात्‌ ऊपर पहुंच | 
केर अवकाश प्राप्त करती है उसी प्रकार ,श्रो३्म्‌' 


१-म्रथान्यत्नाप्युक्‍्तं दवे वाव ब्रह्मणी अभिध्येय शब्द 
श्चाशब्दश्चाथ शब्देनैवाशन्दमाविष्क्रियते० मै० 
आ० ६।२२॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हर by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रोइम्‌ में सव वेदों का सार है १२६ 


ध्वनि के ध्यान द्वारा परब्रह्म में प्रविष्ट हुआ मनुष्य 

स्वातन्त्रयलाभ करता हैं और संसार के बन्धनों 
से सर्वथा मुक्त हो जाता है । कई शब्दवादियों का 
यह भी कहना है कि कानों को दोनों अंगूठों से 
बन्दकर हृदयाकाश में हो रहे नाद को सुनना चाहिये । 
इस नाद को तुलना वे सात प्रकार को ध्वनियों से 
करते हैं। नदी,घप्टी, कांसी, चक्र, भेक, विष्कृन्धिका 
तथा बृष्टि निर्वात इत्यादि विभिन्न ध्वनियां हें । 
ये विभिन्न ध्वनियां अव्यक्त शब्दब्रह्म में विलीन 
होने पर एकरूप हो जाती हे, वही सर्वश्रेष्ठ रूप 
है । जिस प्रकार कि वृन्दवादन (श्रोरकंस्ट्रा) 
ध्वनि भिन्न-भिन्न ध्वनि होते हुये भी एकरूपता को 
धारण कर लेती हें । यही सर्वश्रेष्ठ रूप है, यही 
प्राप्तव्य है (सै. श्रा. ६।२२) । 


उम्‌ में सब वेदों का सार हैं 
इस उपर्युक्त वर्णन में एक प्रश्‍न और पैदा 
होता है, जिसका समाधान करना भी आवश्यक है 
कि ग्रोउस्‌ में सब वेदों का सार है--यह केसे संभव 
? इस्‌ सम्बन्ध में शास्त्र तो कहते ही हैं कि ओ ३म्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj लिए Chennai and | 
१३० वद-वमणश 


शब्द में सब बेद समाविष्ट हुँ, परन्तु हम यहां शास्त्र- 
प्रमाण न देकर मानवीय अ्रनुभव के आधार पर 
उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं । प्रायः मनष्य 
इस बात को स्वीकार करेंगे कि रात्रि के समय स्वप्न 
के एक क्षणिक प्रभाव--(इम्प्रेशन) जो कि दृश्य 
या श्रुत रूप सं होला हे--को यदि लिखना ब सुनना 
चाहें तो वह एक विस्तृत रूप धारण कर लेता है। 
इस पर यह शंका पैदा होती है कि एक क्षण में तो ं 
सुश्किल से एक ही शब्द बोला जा सकता है तो फिर 

यह विस्तृत शब्द समूह कहां से निकल आया? 

इस पर हम भी यही अनुमान लगा सकते हैं कि एक । 
देवीय शब्द के गभं में सब कुछ सन्निहित था । | 
इसी प्रकार समाधिरूपी निद्रा में पहुंचकर योगी | 
इस बात को स्पष्ट रूप से जान सकता है कि किस | 
प्रकार एक ग्रो३म्‌ से सम्पूर्ण बेदराशि निकल | 
ग्रायी । इसलिये जब लोक में हम स्वप्नगत वाणी 
का देवीय अनुभव करते हैं तो वेदरूपी भगवान्‌ | 
की वाणी का तो कहना ही क्या । इससे सम्बद्ध | 
एक श्रौर प्रश्न पैदा हो सकता है, उसके सम्बन्ध | 
मं भी दो शब्द हम कह देना उचित समझते हैं 4 


पदक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क्या मन्त्रध्वनि का साक्षात्कार १३१ 


ग्रौर वह यह हैं कि-- 
क्या मन्त्रध्वनि का साक्षात्कार 
वेखरी रूप में ? 


इस सम्बन्ध में हम निश्चित तौर पर कुछ 
| नहीं कह सकते कि सन्त्रध्वनि का साक्षात्कार वैखरी 
| रूप में होता है कि नहीं । क्योंकि सब मनुष्यों के अनुभव 
` में आई यह स्वप्नगत वाणी वैखरी से स्पष्टरूप से 
भिन्न है । एक क्षण में ही इतनी बात कह दी जाती 
है और मनुष्य द्वारा सुन ली जाती है कि यदि जागू- 
तावस्था में पहुंचकर अन्य मनुष्यों को वह स्वप्नगत 
वाणो सुनाना चाहें तो उस क्षणिक बात के सुनाने में 
कई मिनट लग जाते हैं और घण्टों तक लग सकते 
हें । यह स्वप्नगत बाणी भी एक प्रकार की वाणी हे 
जो वेखरी से भिन्न है । दूसरे स्वयं वेद ही चार 
प्रकार की मनुष्य सें रहने वाली वाणी बताते हैं । 
य॒था “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि० 
१।१६४।४५ । चार प्रकार को वाणियां हं इनमे 
| तीन वाणियां तो गुह्य स्तर में हँ जो अत्यन्त सूक्ष्म हं 
400 रोर जो चौथो वेखरी बाणी है उसे मनुष्य बोलते 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and र 


वद-विमश 


हैं जिसे मनुष्य इन स्थूल कानों से सुनता है । परशु 
गुह्य में स्थित श्रवशिष्ट तीन वाणियों को सुनने के 
लिये मनुष्य को कर्णद्धिय के भी सुक्ष्मतर श्रौर 
सूक्ष्मतम भागों को जागृत करता पड़ेगा । ) 
ऋण० १०।७४।४,१ ये दो मन्त्र वाक के दर्शन श्रौर 

श्रवण इन दो रूपों को दर्शा रहे हें। अर्थात्‌ वाक | 
का श्रवण तो होता ही हैं । पर दर्शन भी होता है 
हमारे विचार में यह दर्शन आन्तरिक सुक्ष्म वाक 
का है श्रौर श्रवण से यहां तात्पर्य सामान्य वैरी 
बाक्‌ के श्रवण से नहीं है। यह भी आन्तरिक 
सुक्ष्म वाक्‌ का श्रवण हे । सनष्य जिस वाक का 
प्रयोग करते हें वह तो प्रायः पुष्पफल रहित हैं। | 
मनुष्य प्राय, श्रनृतवाक्‌ , व्यर्थं बकवास ही किया | 
करत हं । ये दोनों मन्त्र सूक्ष्म वाक्‌ की ओर 

निर्देश करते हैँ । मन्त्र इस प्रकार हैं-- । 


उत त्व:-पश्यन्न ददर्शं वाचमुत त्वः शृणवन्‌ 
न शृणोत्येनाम्‌ । उतो त्वस्मे तन्वं बिसस्र 
जायेव पत्य उशती सुबासाः” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CoN Are es 


A "4४१, णा" TTA dA) “ein ८८-4५ Com) 


हु by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदों का साक्षात्कार" ` ` १३३ 


«उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः नेनं हिन्व- 
मत्यपि वाजिनेषु । अधेन्त्रा चरति माययेप 
वाचं शुश्रवाँ अफलामपुष्पाम्‌ ! 


अतः वेद की ऋचाओं का श्रवण हृदय के 
गह्यस्तर में पहुंचकर होता है । और यह सी हम 
निस्संकोच कह सकते हैं कि उसका दर्शन भी 
होता है । 
वेदों के साक्षात्कार का कारण हृदय हैं 
या श्रोत्र 

'कईयो के मन में यह शंका पैदा हो सकती है 
कि वेदों के साक्षात्कार का कारण हृदय तो हो सकता 
है श्रोत्र नहीं । क्योंकि श्रोन्‍्न तो बाणी के बाह्मरूप 
बेरी को हो सुन सकला है, परन्तु बेदों के साक्षा- 
त्कार में वह कारण नहीं बन सकता, जैसा कि 
शास्त्रकार भी कहते हें कि “श्रेष्ठो हि वेदस्तपसो- 


|> ऽधिजातो ब्रह्मज्ञानां हृदये सम्बभूव” गो० ब्रा० 


_ _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


१३४ वेद-विमर्श 


ग्र्थात्‌ यह सर्वश्रेष्ठ वेद तप के प्रभाव से | 
ब्रहाज्ञानियों के हृदय में प्रकट हुआ । इस प्रकार | 
शास्त्र वेदों के साक्षात्कार का स्थान हृदयस्थली 
बताते हँ । इस पर हमारा निवेदन यह है कि इन 
दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है । जिल प्रकार 
स्वप्नावस्था में सब इन्द्रियां सन में सन्निहित होती 
हुई स्वप्नों को देखती हँ उस अवस्था सें हम ये दोनों | 
कथन कर सकते हे कि मन ने स्वप्न देखा अथवा | 
श्रमुक इन्द्रिय सम्बन्धी स्वप्न आया । उसी प्रकार | 
यहां भी समझना चाहिये । समाधि अवस्था में 
सब इन्द्रियां इस स्थूल शरीर से सिमट कर हृदय- टं 
केन्द्र म॑ ग्रा पहुंचती हें । हृदय एक महान्‌ जगत्‌ है, 
आत्मा का निवास स्थान हे । इसमें सब इन्द्रियों के | 
जाल बिछ हुये हुँ, जिस इन्द्रियरूपी डोरी को हिलाया | 
जायेगा उसी ऐन्द्रियिक शक्ति का केन्द्र हृदय में | 
जागरित हो जायेगा । इसलिये हृदय के श्रुति के | 
को जागरूक करने के लिये हमें स्थूल श्रोत से ही | 
चलना पड़ेगा । वह केन्द्रग शक्ति को जगाने की | 
डोरी है । इस सम्बन्ध में हमें एक बात का श्रौर / 


क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रोत्र में एकाग्रता से ` * १३५ 


श्रोत्र से है । 

गात्मा का श्रोत्र से सम्बन्ध 
ऐ० ब्रा० ६।२४ में आता है कि "प्राणं च 
तट्ठाचं च विहरति, चक्षुश्च तन्मनश्च विहरति, 
शरोत्रं च तदात्मानं च विहरति” श्र्थात्‌ प्राणवायु 
ग्रौर वाणी का मेल, चक्षु ओर मन का मेल तथा 
श्रोत्र और ग्रात्साइका मेल करता है । इस प्रकार 
यहां स्पष्ट रूप से त्र ग्रौर आत्मा का मेल बताया 
है । और भी ग्रन्थों सें श्रोत और आत्मा के मेल को 
बताया गया है । क्योंकि त्मा का हृदय के साथ 
संबंध है । अतः श्रोत का हृदय के साथ भी शास्त्रों में 
सम्बन्ध बताया गया है । यथा 'श्रोत्रं हृदये (श्रितम्‌) ' 
ते० ३।१०।८।६॥ 

श्रोत्र में एकाग्रता से दिव्यता-प्राप्ति 
वीणा, सितार आदि वाद्ययन्तों की ध्वनि का 
दूर तक अनुसरण करने से श्रोद्र की शक्ति वृद्धि 
को प्राप्तःहोती है । क्योंकि ध्वनि-तरंग जो कि आकाश 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


hf 
थे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and द 


१३६ वेद-विमर्शं 


देर तक सुनने में हमारे श्रोत्र में दो क्रियायें होती हैं। 
एक तो मन ग्रधिकतम रूप में एकाग्र व केन्द्रित 
होता जाता हे और दूसरे श्रोत्र की प्रसुप्त शक्ति को 
उत्तेजित किया जाता है । श्रोत्र में मन के एकाग्र 
होने पर भ्रपान क्रिया सुचारू रूप से प्रारम्भ 
होती है जिससे श्रोत्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म सल विनष्ट 
हो जाते हैं । श्रोत्र का आवरण समाप्त हो जाता 
है । योगदर्शन के विभूतिपाद में सुत्र हे--“श्रोत्रा- 
काशयो: संबन्धसंयमाद्‌ दिव्यंश्रोत्रम्‌” अर्थात्‌ श्रोत्र 
और ग्राकाश के सम्बन्ध में संयम से दिव्य श्रोत्र 
को उत्पत्ति होती है । 'सम्बन्ध-संयभ' का भाव यह्‌ 
हैं कि श्रोत्र और ग्राकाश का निरन्तर सम्बन्ध बना 
रह, सम्बन्ध को रोके रखना, सम्बन्ध टूटने न पावे। 
इन्द्रिय-संयम' का भी यही भाव है कि इन्द्रिय को 
रोके रखना । श्रोत्र और ग्राकाश का निरन्तर 
सम्बन्ध बना रहे इसके लिये सबसे उत्कृष्ट उपाय 
यही है कि हुदयस्थनाद, ब्रह्माण्ड में झंकृत शब्द 
अथवा वीणा आदि शब्दों का ग्रनुसरण ये सब साधन 
हैं । यहां एक शंका पैदा हो सकती है कि यह तो 
बहिवृ तति है इससे दिव्यता का भ्राविर्भाव कंसे संभव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रोत्र में एकाग्रता के: १३७ 


~ 


है? इस सम्बन्ध सें एक निवेदन तो यह है कि मन 
बहुत चञ्चल है । यह क्षग-क्षण में विभिन्न विषयों 
का स्वाद लेता है । यह विषयास्वादन देर तक नहीं 
टिक सकता । यदि मन का एक ही इन्द्रिय से निरन्तर 
सम्बन्ध बना रहे तो तद्विवयक रसास्वाद ही समाप्त 
हो जाता है । तद्विषयक्र श्रशनया ही समाप्त हो 
जाती है । इसी बात को दृटिः में रख कर शास्त्रकार 
कहते हैं 'रन्नेदाशनयां घ्नन्ति जै०ड० १।१।३।४ 
रथात्‌ ऐन्द्रिदिक अशनया को श्रन्न दे कर शान्त 
करो । इस शास्त्रबचन से सनोवैज्ञानिक विद्वान्‌ 
फ्रायड के इच्छा पूति के सिद्धांत (विशफुलफिलमेंट ) 
की पुष्टि होती है ऐसा कई विद्वानों का विचार हो 
सकता है । यह किसी ग्रंश सें ठीक भौ हो, परन्तु 
श्रोत्र में दिव्यता की उत्पत्ति के लिये यह व्याख्या 
ठीक न होगी । फ्रायड का सिद्धांत तो “हविषा 
कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते” से मिलता-जुलता 
है । अशनया का विनाश तो. उसी श्रवस्था में हो 
सकता है जब कि एक ही इन्द्रिय का तद्विषय से 
| निरन्तर सम्बन्ध बना रहे । 'सम्बन्ध-संयम'का यही 
“भाव है और यही रहस्य है । ब्राह्मण ग्रन्थ का प्रश 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ वेद-विमर्शं 


हारा ग्रशनया विनाश का भी यही तात्पर्य | 
ग्रोर जो यह इन्द्रिय का विषय के साथ निरन्तर 
सम्बन्ध बना रहने पर भी बहिव त्ति का आक्षेप 
किया जाता हे । यह बहिव्‌ त्ति योगदर्शन के अनुसार 
ग्रकल्पिता वृत्ति बन जाती है । जैसा सूत्र सें कहा पर 
है कि “बहिरकल्पिता वृत्तिमहाविदेहा ततः प्रकरः | 
शावरणक्षयः' जब मनुष्य की वृत्ति बाहिर की ओर | 
विषयों में जाती है तब मनुष्य को यह ज्ञान रहता 
है कि में अमुक इन्द्रिय द्वारा बाहिर की ओर प्रता: | 
हित हो रहा हूं । परन्तु जब विषय से निरन्तर 
सम्बन्ध बना रहेगा तथ वृत्ति के बाहिर प्रवाहित 
होने पर भौ ग्रनासक्ति का भात पेदा होगा । और | 
फिर शनेः शनैः वृत्ति बाहिर जाती हुई भी बाहिर | 
को नहीं जायेगी । खाता हुआ भी नहीं खा रहा, | 
पीता हुआ भी नहीं पी रहा । इन्द्रियागीर्द्रियार्थे | 
वतंन्ते इति धारयन्‌' की स्थिति हो जायेगी । | 

इस प्रकार हमने इस लेख में वेदों के साक्षा: | 
त्कार के लिये श्रोत को साधन बताया हैं । श्रोत्र । 
में दिव्यता के आविर्भाव से ही मन्त्रों का दिव्य | 
श्रवण हो सकता है यह पुष्ट करने का प्रयत्न किया । |! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रोत्र में एकाग्रता से ' * १३६ 


यह बहिद त्तिजन्य साधन है । वेदों के नकी 
का ग्रन्तवृ त्तिजन्य साधन तथा मन्त्रों का दिव्य 
दर्शन इत्यादि विषयों पर फिर कभी प्रकाश डालग । 
“आत वे सम्राट परमं ब्रह्म श० प० १४।६।२०। 
१२ । इत्यलस्‌ ॥ 


2220 लल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेद की वेद क रूप में 
आवश्यकता 


सासवेद का स्मरण आते ही स्वथावत: सन 
एक शंका पेदा होती है कि सामबेद की वेद के रूप 
में पृथक्‌ आवश्यकता भी है कि नहीं? कारण यह है कि 
उदाहरण के तौर पर यदि हम सामबेद के कुल 
मन्त्रों की संख्या १८७४ मान लेवे तो इनमें केवल 
९९ मन्त ही सामवेद के अपने हें और सब मन्त्र 
ऋग्वद म ग्रा जाते हैं । इससे कई विद्वान सामवेद 
को पृथक्ता में सन्देह करने लगे हैं । उनका यह भी 
कहना है कि ये ९९ सन्त्र, जो फि विद्यमान ऋग्वेद, 
संहिता में नहीं आये हैं, ऋग्वेद की किसी ग्रन्य 
शाखा संहिता में ग्रवश्य होंगे । । और फिर आध- 
तिक वेदिक अनुसन्धान में कोई भो विद्वान साभवेर 
को उठाकर नहीं देखता । ९९ अन्त्रों के लिये कोई 
उठाकर देख लेवे तो अलग बात है । वैसे सचाई 
यह है कि आधुनिक बैदिक शोध में सामवेद का 
कोई स्थान नहीं है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्राचीनय्‌ग म सामवद का महिमा १४? 


सामगान के लिये उनका यह कहना है कि 
ऋग्वेद में और भी ऐसे मन्त्र हें जिन पर सामगान 
का नोटेशन लगाया जा सकता हैं । प्राचीन ऋषियों 
ने बे मन्त्र चून लिये थे जिनको आज सामवेद नाम 
से कहा जाता है । आधुनिक विद्वान्‌ यदि चाहे तो 
सामगान के लिये इन सामवेद सन्त्रों के अतिरिक्त 
ग्रन्य सन्त्र भी चन सकता है और इन मन्त्रों को 
छोड़ा जां सकता है । यह उसको अपनी इच्छा पर 
निर्भर है । एक प्रकार से सामवेद को पृथक्‌ रखने 
की परम्परा चली ग्रा रही है । वेस सामगान 
की दृष्टि से भी सामवेद की पृथक्‌ आवश्यकता 
नहीं है इत्यादि बहुत सो बातें सामदेद क सम्बन्ध 
में कही जाती हैं इन सब बातों पर विस्तार सं 
तो यहां विचार नहीं किया जा सकता । सक्षप 
में हम अपने विचार रखते हं । 


प्राचीन युग में सामवेद की महिमा 


प्राचीन समय की ओर हस दृष्टिपात करें 
तो हमें यह दिखाई देता है कि उस समय अन्य बेदों 
को श्रपेक्षा सामवेद को ही अधिक महिमा थो । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and | 
१४२ वंद-विमश 
भगवान्‌ कृष्ण ने तो श्रीमद्भगवद्गीता सें ग्रन्य 
वेदों को न लेकर सामबेद को ही अपना स्वरूप 
बताया है । (वेदानां सामवेदोऽस्मि) और फिर 
वेदों में हमें सासवेद की ही हजारों शाखाग्रों का 
वर्णन मिलता हे ।(सहजवर्त्मा सासवेद:) भ्रच्य 
वेदों की तो साभवेद की अपेक्षा बहुत ही थोड़ी 
शाखायें हैं इससे यह पता चलता है कि ब्राह्मणादि 
वर्ण अधिकतर सामवेद का ही प्रसुखरूप से अध्ययन 
करते थे ॥ श्रौर तै० ब्रा० ३।१२१९।२ सें जहां 
वेदों से सब वर्णो की उत्पत्ति बतायी गई है वहां 
सामवेद से ब्राह्मणों की उत्पत्ति बतायी है (सामवेदो 
ब्राह्मणानां प्रसूतिः)। इसका भाव यह है कि ब्राह्मण 
लोग वेदों का ग्रध्ययन करते थे, परन्तु ब्राह्मणत्व में 
सामवेद ही कारण था। इससे यह भी परिणाम 
निकल सकता है कि सामदेद तो सब ब्राह्मणों को 
पढ़ना ही पड़ता था चाहे वे ग्रन्य वेद पढ़ें या न पढ़ें । 
क्योंकि ब्राह्मणत्व का आधार सामवेद ही है । इस 
प्रकार चाहे कुछ भी परिणाम निकालें, इससे यह 
स्पष्ट है कि सामवेद की महिमा प्राचीन समय में 
| अन्य वेदों को भ्रपेक्षा अधिक थी । इसी प्रकार सामवेद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
विभिन्नता का कारण १४३ 


|! 
|: 
| 


की प्रमुखता में और भी कई बाते दिखाई जा सकती 
हैँ जिनको हम फिर कभी आपके सासने रक्खेंगे । 
इस प्रकार वैदिक विचार की दृष्टि से आधुनिक 
युग और वैदिक युग सें कितनी बिभिरता हे यह पता 


चलता है । 


विभिन्नता का कारण 

ग्रब प्रश्न यह पैदा होता है कि प्राचीन युग में 
सामबेद का इतना महत्त्व क्यों था ? और अब क्‍यों 
नहीं है? इस विभिन्नता का कारण हमें तो ऋग्वेद व 
सामवेद के श्रसलो रूप को न जानना हो 
प्रतीत होता है । साझवेद पर विचार करते हुये 
प्रायः विद्वान्‌ सामयोति मन्त्रों को ले लेते हैं । परन्तु 
देखा जाये तो सामवेद सें सामयोनि मन्त्रों का 
कोई बिशेष मूल्य नहीं है । यह तो उसी प्रकार 
समझना चाहिये कि पुरुष पर विचार करते हुये 
हड्डी या मुर्दे को तो ले लेवें परन्तु असली पुरुष- र 
रूप ग्रात्सा व प्राण को न लेवें । इसी प्रकार सामवेद 
में सामयोनि मन्त्र तो हड्डी या ढांचा है । (ऋग- 
स्थिः साम प्राण:-शतप० ब्रा० १४।४।३।१२, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundatio वि and eGangotri 
१४४ वेद- 


७।५।२।२४, १॥६३॥२९,३०) ग्रथवा 
सामग्री है । संसार की मूर्तियां इसी से बनी रि 
(ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहु: । तै० ब्रा, 


३।१२।९।१) और साम ग्रर्थात्‌ प्राण इस ऋक- / 


रूपी सामग्री को लेकर नामा प्रकार के रूप बना 


रहा है । जिस प्रकार सूर्य पृथवी 
पर आकर वाना प्रकार के रूप ब विक्ृतियां कर | 
देता है । पृथिवी तो केवल जड़ की तरह स्थिर | 
पड़ी रहती है । यह सृयंही ठोकपीट कर नाना शरीरों | 


का निर्माण कर रहा है । इसमें पुथिवी का कया 
महत्त्व, सुय का हो महत्त्व है । इसी प्रकार सामवेद 


स ऋचा का क्या महत्त्व यहां तो साम का महत्त्व | 


देखना चाहिये और फिर सूयं द्वारा निमित ये पाथिव | 


विक्ृतियां मनुष्य व ग्रन्य प्राणियों के शरीर, तथा | 
ग्रोषधियों, व वनस्पतियों के शरीर प्रादि कोई | 
असत्य नहीं है, आर नाचीज भी नहीं है । इसी प्रकार | 
साम ऋचा में आकर जो विकृतियां कर देता है | 
वे विकृतियां भौ नाचीज नहीं हैं जिनकी हम लापर- 


वाही कर सकें । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वया ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद 


म गए है! 


जो यह कहते हैं कि ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद 

में गये हैं उनसे हमारा निवेदन यह है कि वेदों व 
अनन्य शास्त्रों की अन्तःसाक्षी तो यही कहती है कि । 
जिस प्रकार अन्य वेद भगवान्‌ से आये, इसी प्रकार 
सामवेद भी भगवान्‌ से श्राया । इसलिये श्रन्तः- 
साक्षी के आधार पर तो यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि ऋषियों ने सामगान के लिये ऋग्वेद से 
ऋचाओं को चुनकर पृथक्‌ सामवेद का निर्माण 
किया । और फिर ऋक्‌ और साम का वेदों व छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ श्रादि ग्रन्थों में उपमाओं द्वारा जो 
परस्पर सम्बन्ध बताया हैं उससे हम किसी और 
हौ परिणाम पर पहुंचते हँ । उदाहरण के तौर पर 
दो एक उपमायें इसप्रकार दिखाई जा सकती हैं- | 
स्त्री ऋक्‌ है, पुरुष साम है । पुरु से तो स्त्री में वीये | 
जाकर निर्माण शुरू होता है । स्ती से पुरुष । 
क्या जाना हुआ ? इसी प्रकार सूर्य (साम) 
पृथिवी (ऋक्‌) पर तो शक्ति श्रा रही है। 


As A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and के 


१४६ वेद-विमशे 


परन्तु पृथिवी से सूर्य में क्या पहुंचना हुआ ? इसी | 
प्रकार भ्रन्य उपमाग्नो के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कहा | 
जा सकता है । इसलिये ऋग्वेद के मन्त्रों का सामवेद | 
में आना-जाना कुछ नहीं है । इसके विपरीत उपसाग्नों / 
को देख कर यदि कोई यह कहना चाहे कि सामवेद | 
सें जो ऋक्‌ भाग है वह ऋग्वेद में चला शया है परन्तु | 
ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में महीं झाये तो उसकी | 
बात श्रधिक युक्तिसंगत होगी । छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
सें जो यह कहा गया है या ऋक तत्साम” अर्थात्‌ | 
जो ऋक्‌ है वही साम है इसका भाव यह नहीं कि 
यहां उपनिषत्कार को ऋग्वेद व सामवेद के सत्त्रं 
में अभिन्नता श्रभिम्रेत है । मन्त्रों की दृष्टि से यह वाकय | 
नहीं है । यह तो साममन्त्रों की विकृति अवस्था का | 
वर्णन है । जिस समय ऋक्‌ श्रोर सास दोनों धुले. | 
मिले होते हें,वहीं यह वाक्य चरितार्थ हो सकता है। | 
इसको हम उदाहरण से श्रच्छी प्रकार समझ सकते | 
हूँ। 


छान्दोग्योपनिषत्‌ के इस उपर्युक्त वाक्य/ से , 
पहले यह वाक्य आता है कि “या वाक्‌ सा ऋक्‌” | | 
प्रर्थात्‌ जो वाणी है वही ऋक्‌ है । इसको हम इस | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
के by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 0 


क्या ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में": १४७ 


प्रकार समझ सकते हें कि जब वाणी अपने वाक्‌ 
रूप में रहती है तो उसे ऋक्‌ नहीं कह सकते । | 
इसी प्रकार ऋक्‌ को वाक्‌ नहीं कह सकते । परन्तु | 
जब ऋचा वाणी पर ग्राख्ढ होती है, दूसरे शब्दों 
में जब वाणी से ऋचा का उच्चारण करते हें, bi 
तब वाक्‌ और ऋचा दोनों आपस में घुलमिल जाती 
हँ। एक प्रकार से इन दोनोंमें श्रभेद हो जाता है, तभी 
यह कह सकते हैं कि “या वाक्‌ सा ऋक्‌' । इसलिये 
यह वाक्य इन दोनों के सस्मिलन को बताने के 
लिये है और यही सम्मिलन ब्रह्म' परिभाषा सें 
है । “यदा त्रयं विन्दते ब्रह्ममेतत्‌” जब जीव प्रकृति 
तथा परमात्मा तीनों का मेल हो जाता है उस 
विशेष ग्रवस्था को ब्रह्म कहते हैं । यहां पर भी 
गोणीवृत्ति से यह कहा जाता है कि जो जीव है वही 
ब्रह्म है या सब कुछ ब्रह्म है । इसी प्रकार या ऋक्‌ 
तत्साम' वाक्य भी ऋक्‌ और सास के परस्पर 
सम्मिलनों को बता रहा है । परन्तु यदि और गम्भी- 
रता से विचार किया जाये तो ऋचा और साम का 
मेल हो जाना या भेद हो जाना यह तो सब काल्पनिक 
है। संसार में हम यह. देखते हें कि जिनका नित्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४८ वेद-विमर्शं 


सम्बन्ध होता है वहां भी भेद को कल्पना कर लो | 
जाती है । छान्दोग्योपनिषत्‌ में ही ऋक और साम 
का नित्य सम्बन्ध माना है । इस उपनिषत्‌ पर भाष्य 
करते हुये श्री शंकराचार्य ने 'पृथिव्यस्निद्ठयं नित्यः / 
संश्लिष्टम्‌क्‌ सामनी इव' ऐसा लिखा है । इसमें | 
पृथिवी श्रौर ग्रग्नि को ऋक्‌ और सास की तरह | 
नित्य संश्लिष्ट माना है । पृथिवी गौर श्रग्नि को 
हम कल्पना में तो पृथक्‌ कर सकते हैं, परन्तु पृथिवी | 
को ग्रग्नि से पृथक्‌ करके दिखा दें यह हो नहीं | 
सकता । बिना अग्नि के पृथिवी एक क्षण भी ठहर | 
नहीँ सकती । इस प्रकार ऋक्‌ सास का भी नित्य , 
सम्पर्क है । पार्थक्य तो एक काल्पनिक मन्तव्य है। | 
क्योंकि सामवेद में बिना साम के ऋक्‌ रह ही नहीँ | 
सकती । ग्रोर वेदों की भ्रन्तःसाक्षी तो सामवेद को | 
भो भगवान्‌ से उसी प्रकार से श्राया हुग्रा मानती है, | 
जिस प्रकार ग्रन्य वेद ग्राये श्रौर वह रूप ऋक्‌ ग्रौर | 
साम का नित्य संश्लिष्ट रूप ही हो सकता है । | 
क्योंकि केवल ऋचा साम नहीं हो सकती । श्रौर / 
उपमाश्रों से यह सिद्ध होता है कि जो कुछ भी जाता | 
चाहिये वह सामवेद से ही ऋग्वेद में जाना चाहिये। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क्र ) १ 


प 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


क्या ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में १४९ 


ऋग्वेद से सामवेद में कुछ नहीं जा सकता । एक आर 
कल्पना है, वह यह कि यदि हम यह भी मान लेवें कि 
वेद तयी? की उत्पत्ति अग्नि, वायु तथा सूर्य से 
हुई है । अपनी परीक्षाशाला {श्रध्यात्म परीक्षा- | 
शाला) में बेठे ऋषियों ने वेदत्रयी के दर्शन किये । hi 
उन्हें सामवेद का सम्बन्ध सूर्य से दिखाई दिया होगा 1 
शास्त्रों ने भी सासवेद का द्युलोक से 
सम्बन्ध माना है । इस उपमा से हम यह कह 
सकते हैं कि सम्पूर्ण सूर्य पृथ्वी पर ग्रा रहा है । 
केवल उसका मण्डल (बिम्ब, घेरा) वहीं बचा 
रहता है । अतः सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 
साम के ही सम्पूर्ण सन्त्र ऋक्‌ में जाने चाहियें। 
न कि ऋग्वेद के सन्त्र सामवेद में जाने चाहियें । 
र यदि हम उन आधुनिक विद्वानों के दृष्टि- 
कोण से भी देदों पर विचार करें, जो कि वेदों को 
परमात्मा का ज्ञान न सानकर ऋषिङ्कत मानतेहें और 
यह मानते हें कि ऋग्वेद में से साम-गान सम्बन्धी 
कऋचाग्रों को चुनकर वेद के रूप में एक पृथक्‌ सासवेद 
बना लिया है तो इनके मत में भी सामवेद में ऋक्‌ 
का कोई मूल्य नहीं है । सामवेद की गति या 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and कि 


१५० वेद-विमर्श 


श्रात्मा तो साम ग्रर्थात्‌ स्वर ही है । इसलिये यदि | 
हस ऋचाओं का ग्रर्थ कर भी दें तो सामवेद का 

वह ग्रर्थ नहीं हुआ । इस प्रकार सामवेद ऋगवेद 

हो जाता है । वैसे ग्राजकल हो भी यही रहा है कि 
प्रायः विद्वान्‌ चारों वेदों को एक किये हुये हें । | 
ऋक्‌ का ऋकत्व क्या हे ? यजुः का यजष्टव कया | 
है ? श्रोर सास का सामत्व क्या है ? इत्यादि बातों | 
पर कोई विचार नहों करता । इस लिये झव फिर | 
महषि वेदव्यास की आवश्यकता है, जो कि एक हुये 
वेद को 4 में विभक्त कर देवें । हम यह कल्पना 
प सकते हैं कि महषि वेदव्यास के समय भी चारों 
वंदों की यही अवस्था हो गई होगी । सामवेद का 
असली अरथेतो गान-क्रियामें है। ऋक स्थल है तो साम 
सुक्ष्म है। हम जब तक सुक्ष्मता में प्रवेश व करेंगे तब 
तक हम साम को सृष्टि को न जान सकेंगे । कोई 
यह कह सकता है कि ये साम विकृतियां ही संसार के 
विभिन्न रूपों को शाब्दिक प्रतिकृति है । या संसार में 
जो भाण की विविध सूष्ट्यां हें उन्हीं के ये साम- , 
रूप हैँ । कोई इनसे भी बढ़कर यह कह सकता है कि | | 
विविध २ प्रकार के सामों हारा प्रकृति में हम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ङ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्या ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में" १५१ 
विभिन्न २ प्रकार की रचनायें कर सकते हें । शास्त्रों | 
में भी ऐसा बहुत वर्णन आता है, वहां वेदों व सन्त्रों 
से संसार का निर्माण बताया है । यह विषय बहुत 
गहन है इस पंर हम फिर कभी लिखेंगे । 

साम के कई श्रबणव हें उन सब पर विचार हो | 
तो साम पर पूर्णझ्प से विचार हो सकता है । यहां | 
उन सब पर तो विचार हो नहीं सकता । परन्तु यह 
निस्सन्देह कहा जा सकता है कि साम की आत्मा द 
निजरूप स्वर है । इस स्वर पर विचार कर लिया 
जाये तो यह समझना चाहिये कि साम 
पर बहुत कुछ विचार कर लिया 
गया । स्वर से हसारा तात्पर्यं सामगान व संगीत 
स्वर से है । यह हमने अपनी 'वलासुर-वध' 
पुस्तक के “स्वर में शक्तियां” नासक अध्याय 
में दर्शाया है। कई विद्वानों ने सामवेद पर 
लिखा और भाष्य तक किया, परन्तु उन्होंने स्वर 
को'श्रत्यधिक नगण्य साता । ये उनके श्रपते विचार 
हो सकते हैं, परन्तु शास्त्रों के श्राधार पर हम तो साम 
| (स्वर) की बड़ी शक्ति मानते. हें । शब्द, ध्वनि, 
| स्वर का प्रकृति पर कितना अधिक प्रभाव है ? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


१५२ वेद-विमर्श 


यह वेदादि शास्त्रों में तो है ही । परन्तु पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ भी इसकी शक्ति को मानते हैं और ग्रपनी 
परीक्षाशालाओं में निरन्तर परीक्षा कर रहे हैं। 
परन्तु ग्रपने यहां के वेदादि शास्त्रों के उच्च कोहि / 
के विद्वान्‌ सामवेद को भक्ति का ग्रन्थ सान कर | 
स्वर को भ्रत्यन्त नगण्य समझते हें । उनसे हमारा | 
निवेदन यह है कि यदि सामवेद की भक्तिपरक ग्रथ | 
में ही समाप्ति है तो क्या ऋग्वेद मना करता था कि | 
ऋग्वेद में रहते हुये मन्त्रों के भक्तिपरक ग्रर्थ न | 
करो ? इससे तो सामवेद की वेद के रूप में पृथक्‌ | 
मानने की आवश्यकता ही नहीं रहती । परन्तु. 
प्राचीन ऋषियों ने स्वर की महिमा को जाना ग्रौर | 
उसकी शक्ति का प्रत्यक्ष किया । | 

स्वर एक बहुत बड़ा विषय है । यह शब्द | 
व ध्वनि के अन्तर्गत ही हे । इसलिये इसकी शक्ति | 
व सामर्थ्यं को जानने के लिये हमें शब्द व ध्वनि 
पर पुर्ण विचार करने की आवश्यकता है । अब हमें 
यह चाहिये कि प्राचीन साहित्य में शब्द व ध्वनि 
के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया है, उस सम्बन्ध | 
में परीक्षा करें । केवलमात्र प्रमाणो से व पुस्तकी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क्या ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में' ' १५३ 


ज्ञान से सन्तुष्ट हो जाना पर्याप्त नहीं है । ब्राह्मणादि 
ग्रन्थों में जो विविध २ प्रकार के सामों को शक्तियां 
बताई हें, उनका परीक्षाओं द्वारा निश्चय कर व 
प्रमाणित कर आधुनिक वैज्ञानिक जगत्‌ में रखना 
होगा । तभी वैदिक साहित्य की वास्तविक उन्नति 
होगी । शब्द की शक्ति बताने के लिये भारतीय 
साहित्य में बहुत सी किवदन्तियाँ प्रचलित हँ । 
उदाहरण के तौर पर दो एक किवदन्तियां इस प्रकार 
हैं कि--भूड़ी किसी भी कीड़े को अपनी मिट्टी 
की गफा में चारों ओर से बन्द कर गुञ्जारती है और 
उस गञ्ज व शब्द से कीड़े का रूप बदल कर भृज्धी 
का रूप हो जाता हे । बलाका बादल को गर्जना सं 
गर्भ को धारण करती है । इसी प्रकार वेद में से भी 
शब्द की शक्ति व सामर्थ्य बताने वाली किवदन्तियां 
दिखाई जा सकती हें । कहने का भाव यह है कि 
शब्द की इस महान्‌ शक्ति को सत्य सिद्ध करने क 
लिये हमें केवलमात्र पुस्तको ज्ञान पर ही संतोष न 
कर लेना चाहिये । पितु अपने जीवन को परीक्षा- 
मय बनाकर इनकी सत्यता सिद्ध करती चाहिये । 
इतना तो साधारण आदमी भी समझ सकता हैं 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिक्षि. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


१५४ वेद-विमशे 


कि शब्द वः ध्वनि का प्रकृति पर प्रभाव पडता है, 
श्रौर उसमें परिवर्तन हो जाता हे । जब मिलिटरी का 
बण्ड बजता है तो श्रवीरों के भ्रंग फड़कने लगते 
हैं करुणाजनक संगीत हो रहा हो तो सनष्य का 
हृदय द्रवित हो जाता है. और वह रोने लगता है। 
भला उनसे पूछो कि बेण्ड के स्वर से तुम्हारे अंग 
क्यों फड़कने लगे और संगीत से क्यों रोने लगे । 
प्रकृति में संघर्ष व रगड़ आदि से तो कियायें प्रारम्भ 
होती हैं तो यहां किसकी रगड हुई ? कोई यह कहे 
कि संगीत का मन पर असर हुआ इ ससे अंग फड़कते 
लग । इस पर भो प्रश्‍न वंसा का वैसा हो बना रहता 
है । सन पर ही क्यों सर हुआ और मन भी तो 
प्राकृतिक है। स्थूल दृष्टि से कहना चाहें तो यह कह 
सकते हुं कि ध्वनि का स्वर मन पर जाकर टकराया 
श्रौर सन में तदनुकूल गतियां प्रारम्भ हो गई । 
pe रा के अनुकूल स्थूल शरीर में 

- लर्गी । इस प्रकार शब्द व 
ध्वनि से ही सम्पूर्ण संसार की क्रियायें हो रही हैं ! 
मनुष्य समाज के सब व्यवहार शब्द पर ही ग्राश्रित 


७३. 


हैं । किसी भी चीज का स्थूल सृष्टि पर जो प्रभाव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 


क्या ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में'' १५५ | 


होता है, उसको तो हम जान लेते हें और विश्वास 
कर लेते हैं । परन्तु सुक्ष्म जगत्‌ पर क्या प्रभाव होता 
है और केसा होता है, यह हम नहीं जान पाते । | 
इसलिये हमें विश्वास नहीं होता । भगवान्‌ की तरफ i 
से शब्द व ध्वनि का संसार पर जो प्रभाव, निर्माण व | 
विनाश की क्रियायें हो रही हैं, बह तो हो ही रही | 

हँ । परन्तु मनुष्य भी अपने शब्द में इतनी शक्ति 
पैदा कर सकता है कि शब्दोच्चारण के अनन्तर हो 
स्थूल पदार्थे पर प्रभात दृष्टिगोचर हो जाय । 
ऋषियों ब सहथियो को वाणी में बह शक्ति होती 
थी कि जो वर व शाप के द्वारा स्थूल चक्षु को भी 
दृष्टिगोचर हो जाती थी । इस प्रकार सामान्य शब्द i 
में ही बड़ी भारी शक्ति है । परन्तु शब्द व ध्वनि के I 
स्वर रूप में तो ओर भी गहरी शक्ति है । | 


सामवेद का स्वर नित्य है 


सासवेद का स्वर भी नित्य है क्योंकि वह भी 
सभयं भगवान्‌ ने ऋषियों को दिया है । श्रथवे११। 
७५ में ग्राता है कि “उच्छिष्टे स्वरः साम्नो०” 
प्र्थात्‌ साम का स्वर उच्छिष्ट रूप भगवान्‌ में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


१५६ वेद-विमर्श 


सब्निहित है । इससे यह स्पष्ट है कि साम मन्त्रों के 
साथ-साथ स्वर भी भगवान्‌ से प्राप्त हुए हें । ग्रब 
विचारणीय यह है कि वह कौन सा स्वर है जो भग- 
वान्‌ से प्राप्त हुआ होगा । इस सम्बन्ध सें हम इतनी 
कल्पना कर सकते हें कि बीज रूप में भगवान्‌ ने 
स्वर दिया होगा परन्तु उसमें विविधता ऋषियों ने 
पैदा की होगी । जिस प्रकार परमात्मा की तरफ से 
प्रदत्त फलों को कल्मी बना लिया जाता है और इस 
'तरह से उनके सैकड़ों विविध रूप हो जाते हँ इसी 
प्रकार भगवान्‌ से प्राप्त स्वर को ग्रहण कर ऋषियों 
ने कुछ न कुछ फेरफार कर विविध गान प्रचलित ) 
, किये होंगे । अब उस नित्य स्वर के निर्माण के लिये | 
आवश्यकता इस बात को है कि उच्छिष्ट रूप 
भगवान्‌ से ही हम पुनः स्वर को ग्रहण करें । प्रश्‍न 
यह हो सकता है कि वह साम व स्वर कहां हें? 
ग्रौर उनको कंसे ग्रहण करें । इस सम्बन्ध में उदाहरण 
रूप में दो-एक बातें कही जा सकती हैं । एक तो यह 
कि साम को भगवान्‌ के लोम बताया गया है-- 
'सामानि यस्य लोमानि' 
्र्थात्‌-जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में से चारों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्या ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में'' १५७ 


ग्रोर लोम निकल रहे हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ के 
शरीर में से भी सास (स्वर) लोम के समान चारों 
आर निकल रहे हें । इसलिये हम यह कह सकते हैं, 
कि साम सर्वत्र व्यापक हैं, केवल उनको ग्रहण करने 
की याचना पैदा करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में 
एक बात और कही जा सकती हे । वह यह कि 
साम व स्वर का सम्बन्ध झूलोक से हमारे शास्त्रों में | 
बताया गया है । जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में "। 
लोम सर्वत्र होते हुये भी शिर में प्रमुख रूप से होते हें, 
उसी प्रकार उस परमपुरुष में सास सववत्र व्यापक 
होते हुये भी शिर स्थानीय द्युलोक में प्रमुख रूप से 
होते हँ । वेद में भी ऐसा ही वर्णन आता है । वहां 
आता है कि-- 


RNS जज >. 


गायत्साम नभन्यम्‌” ऋग १।४३।१ | 
| 


अर्थात्‌ गाया जाता हुआ साम चुलोक के लिये 
श्रेष्ठ साधन है । और ऋ० ८1६८ सुकत में इन्द्र क 
लिये सामगान का वर्णन आता है (इन्द्राय सास 
गायत) । यहां पर इन्द्र को प्रायः प्रत्येक मन्त्र के 
रन्त में “पतिदिव:” द्युलोक का पति कहा गया है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


१५८ वेद-विमर्श 


इस सब का भाव यही है कि यह मन्त्र युलोक स्था. | 
नीय भगवान्‌ के विशिष्ट रूप के लिये सास-गान 
का वर्णन करता है । इसी प्रकार एक सन्त्र और 
ग्राता है जिसमें साम का सूर्य के साथ सम्बन्ध बताया | 
गया है । वह इस प्रकार है-- 


“श्रचन्त एके महि सास सन्बत तेन सुर्यसरोचयत्‌" | | 
ऋह० ८1२९) १० 


श्र्थात्‌ कई ग्रचेना करते हुये महान्‌ साम को 
अपने श्रन्दर उद्बुद्ध करते हैं । इससे वे अपने ग्रन्दर 
सुर्य को प्रदीप्त करते हें । इसलिये झुलोक से चारों | 
रोर बिखर रहे सास ्र्थात्‌ स्वर को हमें ग्रहण | 
करने का प्रयत्न करना चाहिये । अब प्रश्न यह है कि | । 
उस स्वर को हम केसे ग्रहण करें । इस सम्बन्ध में | 
एक कल्पना मन्त्र के श्राधार पर यह हो सकती है 
जैसा कि मन्द्र में कहा गया हे-- 


दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमचिषा० 
ग्रथवे० १३। २।२ 


अर्थात्‌ प्रज्ञाओं की दिशाग्रों को अपनी ग्राचियों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्या ऋग्वेद के मन्त्र सामवेद में'' १५६ 


के द्वारा वह सुर्य स्वरयुवत करता है। 

मनुष्य की श्रपनी २ प्रज्ञाशरों श्रर्थात्‌ बुद्धियों 
की जो दिशायें हैं, उनमें स्वर का ग्रहण किया जा 
सकता है । मनुष्य सें जो इन्द्रियां व बुद्धि आदि ज्ञान 
के साधन हे, इनकी दो दिशायें हो सकती हें । एक 
तो बाह्य दिशा ओर दूसरी अन्दर को दिशा । बाह्य 
दिशा की ग्रोर जाने से तो ये इन्द्रियां आदि भोगों में | 
विचरती हँ । और अन्दर की दिशा को तरफ जाने से 
इन्हें असली ज्ञान प्राप्त होता है । स्वर ज्ञान भो 
्रन्तर्मुख होने पर ही हो सकता है । अध्यात्म मागे 
में जाते हुये यदि दूरस्थ घण्टा, वेणु, वीणा आदि 
का शब्द सुना जा.सकता है तो स्बेद्र व्यापक सास 
के स्वर भी पकड़े जा सकते हैं । केवल और भो सुक्ष्म 
बनने को आवश्यकता है । श्रोर ऐसे कई मन्त्र हैं 1) 
जो यह निर्देश करते हें कि श्रात्मा, परमात्मा तथा ॥ 
सब वेदादि शास्त्र हमारे अन्दर ही विद्यमान हें । 
हमें ग्रन्तमुख होकर मन को श्रन्तनिहित प्रच्छन्न 
गुहाग्रो को टटोलना चाहिये । और यह देखने का 
प्रयत्न करना चाहिये कि मन के किस स्तर में या 
किस भ्रन्तनिगूढ गुफाओं में ये वेद रथ को नाभि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


१६० वेद-विमर्श 


में आरो की तरह जुड़े हुये हें (यस्मिन्नृचः साम 
यजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः) । 
इस प्रकार जब अन्तमुँख होकर हमारी यह 
प्रबल इच्छा होगी कि हम सास के असली स्वरों को 
। भगवान्‌ से प्राप्त करें तो भगवान्‌ अवश्य हो हमारी 
इच्छा को पूर्ण करेंगे । इसलिये आवश्यकता इस 
बात की है कि हम अपने जीवनों को परीक्षामय 
बनावें । हमारी वैदिक संस्कृति के जो अनन्त रत्न 
भी लग जायें तो कोई परवाह नहीं । अन्त में हमारी 
भगवान्‌ से यह विनम्र प्राथना हे कि वह हमें शक्ति 
दे, सामथ्यं दे और सद्बुद्धि दे जिससे कि हम भग- ) 
वान्‌ के दिव्य प्रकाश को सर्वत्र फैला सकें । ॥ 


——o—— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बृहत्‌-रथन्तर 


बृहत्‌ श्रौर रथन्तर ये दो वेद की रहस्यमयी 
गुह्य संज्ञा हैं । शास्त्रों में इन्हें देव्य मिथुन माना गया 
है । यथा दिव्यं मिथुनं प्रजननं यद्‌ उभे बृहद्‌ रथ- 
त्तरे ।' जे० ब्रा» २।२०५ श्रर्थात्‌ ये बृहत्‌ और 
रथन्तर दिव्यता के प्रजनन में दैव्यमिथुन हें । 
ग्राधुनिक भाषा में कहना चाहें तो यह कह सकते 
हैं कि ये दो विभाग हें और दो ग्रवस्थायें हें । जो 
बस्तु इन दो विभागों में विभक्त होती है, और दो 
प्रवस्थाग्रों में गुजरती हैं, वे भी बृहत्‌-रथन्तर 
की कोटि में ग्रा जाती हें । सामवेद की दृष्टि से ये | 
दो साम हें जिनके ज्ञान द्वारा ये ग्रवस्थाय पैदा को | 
जाती हैं । वेदिक साहित्य में इन दोनों का वर्णन 
प्राः एक साथ तथा सहचारी रूप में ग्राता है । 
इनके साहचर्य को कई रूपों में दिखाया जा सकता | 
है । उदाहरणार्थ कुछ इस प्रकार हैं-- 


१. एक दूसरे के पुरक । 
२. एक वस्तु कं दो पाश्वे (पक्ष) 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६२ वेद-विमर्श 


३. किसी घटना ब कार्य के पूर्वोत्तर भाग। 
४. कारण व कार्य इत्यादि . 
बृहत्‌-रथन्तर में पौर्वापर्यं 
बृहत्‌ ग्रौर रथन्तर में किसी भी प्रकार का साह- | 
चयं होते हुये सबसे एकबात सामान्य है और वह यह | 
है कि उन में पोर्वापयं है और इनका प्रवाह बृहत्‌ से | 
रथन्तर की ओर है । श्रथवंदेद में रोहित का वर्णन | 
करते हुये इन के पोर्वापर्थ और प्रवाह को इस प्रकार | 
दिखाया है । 
बृहदेनमनूवस्ते पुरस्तात्‌ रथन्तरं 
प्रति गृह्वाति पश्चात्‌ ॥। | 
श्रथर्व. १३।३।११ | 
रोहित को सबसे पहले बृहत्‌ धारण करता है | 
पीछे रथन्तर । रोहित नाम रोहण शक्ति का है| 
ग्रोर बृहत्‌ रथन्तर द्युलोक व पृथिवी 
लोक हैं । द्युलोक बृहत्‌ है श्रौर पृथ्वी लोक रथन्तर | 
है। (श. प. ७।१।२।३७) इस आधार पर / 
अ्रथवे वेद के रोहित सुक्त के उपर्युक्त मन्त्र का | 
भाव यह हुआ कि इस सौरमण्डल में सर्वप्रथ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दो पाश्वं व दो पंख १६३ 


उत्पत्ति द्युलोक में होती है ओर बाद में पृथिवी में । 
प्रौर यह उत्पत्ति प्रक्रिया द्युलोक से पृथिवी लोक की 
ग्रोर प्रवाहित होती है ! 

सृष्टि का सर्जन करने के लिये भगवान्‌ ने 
रोहित का तथा प्रकृति ने रोहिणी का रूप धारण 
किया, और अपने स्वासो रोहित के अनुकूल व्रत 
वाली होकर यह रोहिणी प्रकृति सृष्टि का सर्जन 
करने लगी । सन्त्र सें कहा है-ग्रनुव्रता रोहिणी 
'रोहितस्य ।' अथबे. १३।१।२२ । 


दो पारवे व दो पंख 


बृहत्‌ और रथन्तर एक वस्तु के दो पाश्वं हैं 
अथवा एक पक्षी के दो पंख हें । देवताओं ने जब 
रोहित की उत्पत्ति की तो एक़ पाश्वं व पक्ष बृहत्‌ था 
और दूसरा रथन्तर । सन्त्र में आता है-- 
बृहदन्यतः पक्ष आसीद्‌ रथन्तरमन्यतः 
सबले सध्रीची । अथवे . १३।३।१२ 
अर्थात्‌ रोहित की उत्पत्ति में एक पक्ष बृहत्‌ 
तथा दुसरा रथन्तर था । ये दोनों समानः बलवाले व 
साथ मिलकर चलने वाले हें । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ह| 
१६४ वेद-विमर्श 


इसी प्रकार जिस क्षेत्र में जिस दृष्टि से जिनक | 
लिये बृहत्‌ श्रौर रथन्तर का प्रयोग हुआ है, वहां | 
पौर्वापर्यं क्रम, पाश्वद्वय और पक्षद्ठय में से कोई ' 
भाव श्रवश्य होना चाहिये । उदाहरण के 


रूप में बाणी को लें तो स्वर व ध्वनि को दृष्टि से | , 


प्राण बृहत्‌ है और वाक्‌ रथन्तर है । विषय की दृष्टि | 
से देखें तो मन बृहत्‌ है और वाक्‌ रथन्तर है, क्योंकि 
मत जो सोचता है वही वाणी द्वारा प्रकट किया 
जाता है । बहच्च रथन्तरञ्चानूच्ये आस्ताम्‌ | 
प्रथवं . १५॥३॥५ इस मन्त्र में भो यही उपयुक्त 
भाव दृष्टि में रखने हें । इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में / 
पौर्वापर्य क्रम व पक्षद्वय ग्रादि रूप में बृहत्‌ और 
रथन्तर का निर्णय किया जा सकता है । उदाहरण 
के रूप में बृहत्‌ और रथन्तर के कुछ रूपों रए 
क्षेत्रों को हम यहां तालिका में दिखाते हैं । वैदिक | 
साहित्य में इनका प्रयोग हुआ है-- 


वृहद्‌ रथन्तर 
आ पे मन | १ वाक्‌ 
२ प्राण २ वाक्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | | 


E> by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दों पाश्वे व दो पंख १६४ 
३ प्राण ३ अपान 
४ उत्तरपक्ष ४ दक्षिण पक्ष 

(थवे . १३।३।१२ ) 

५ द्युलोक ५ पुथिवीलोक 
६ आदित्य ६ अग्नि 
७ सास ७ ऋक्‌ 
द क्षेत्र ठ ब्रह्म 
६ रोह & स्तोभ 
१० ग्रनन्त १० श्रन्तवान्‌ 
११ ग्रर्वाची (देवहृतिः) ११ ऊर्ध्वा (देवहृतिः) 
१२ हस १२ ग्रस 
१३ बहिनिधन ^१३ अन्तनिधन 
१४ विराट्‌ -१४ सस्ाट्‌ 
१५ भरद्वाज १५ वसिष्ठ 
१६ 'ग्रीष्मऋतु १६ वसन्तनऋूतु 
१७ ऐरम्‌ १७ ऐडम्‌ 


इस प्रकार उदाहरण के तौर पर त भर 
रथन्तर के कुछ रूप हमने ऊपर प्रदर्शित किये हें । 
इन में और भो कई रूपों का परिगणन हो सकता 
FUE 3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and क 


१६६ वेद-विमर्श 


ग्ब हम उदाहरणार्थ कुछ क्षेत्रों में बृहत्‌ रौर 
रथन्तर के प्रयोग पर विस्तार से विचार करते 
हें) 
मन और वाक्‌ 
मन और वाक्‌ इन दोनों में मन बृहत्‌१ है | 
श्रोर वाक्‌ रथन्तर है । जो विचार मन सें पैदा होते | 
हैं वे वाणी द्वारा प्रकट किये जाते हैं । इस प्रकार 
मन और वाणी में पोर्वापर्यर क्रम विद्यमान है। | 
एक स्थल पर३ बृहत्‌ को ग्रनन्त कहा गया है श्रोर | 
-मनो वे बृहद्‌ वाग्‌ रथन्तरम्‌ । ता.ब्रा. | 
७।६।७ जे.ब्रा. ११२८ वाग्‌ वे रथन्तरं मनो बृहत्‌। | 
ऐ.ब्रा. ४।२७ - | 
२-मनस्तपूर्वं वाचो युज्यते मनो हि पूर्व वाचो | 
यद्धि मनसाऽभिगच्छति तद्वाचा बदति । ता. ब्रा. | 
११२. .., | 
; _ ३-यो वे बृहद्‌ रथन्तरयोरन्तवच्चानन्तं च वेदात ॐ 
हि श्रिये परिगृह्हाति श्रसन्तं स्वर्गं लोक जयति। | 
जे. ब्रा. १।२९३ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


cn 


बहत १५७ 
9200 4 ५ 


रथन्तर को सान्त । मन अनन्त है, ग्रक्षय भण्डार 
है, पर वाणी सीमित श्रौर सान्त है । 
बृहत्‌ 
ताण्ड्य महाब्राह्मण में आता है कि प्रजापति१ 
ने कामना की कि में बहुत हो जाऊं ग्रर्थात्‌ प्रजनन 
करूं / यह सोचकर उसने चुपचाप मन से ध्यान 
किया । इस प्रकार ध्यान करने से उसके मन में जो 
कुछ था उसने बृहत्‌ का रूप धारण कर लिया । 
प्रजापतिने२ जब बृहत्‌ और रथन्तर का सर्जन किया 
तब उसने मन को ही बृहत्‌ रूप में देखा और वाक्‌ 
को रथन्तर नाम से पुकारा । 
मनुष्य जब बाह्य संसार से सम्पर्क हटाकर 
१. प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति स 
तूष्णीं मनसा ध्यायत्‌ तस्य यन्मनस्यासीत्‌ तद्‌ 
बृहत्‌ समभवत्‌ ॥। ता ब्रा ७।६।१ 
२. प्रजापतिर्यद्‌ बृहद्‌ रथन्तरे ग्रसूजत स मन 
एवाग्ने बृहत्‌ ्रपक्यत्‌ वाचं रथन्तरमभिव्याहरत्‌ ॥ 
जे. ब्रा. १।२।२८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and हि| 


१६८ वेद-विमर्शं 


अन्तर्मुखी ्रवस्था में मन में स्थित होता है ग्रथवा 

किसी एक विषय का चिन्तन करता है तो उस विषय | 
के पक्ष विपक्ष में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प 
उठते हैं श्रौर विचारों का एक विशाल रूप पैदा हो 
जाता है । व्यक्ति जितना भी ज्ञानी और प्रतिभा- 
सम्पन्न होगा, उतना ही श्रधिक विचार जगत 
व्यापक होगा । पारोवर्थवित्‌ वेत्ताओरों में तो यह 
मानसिक जगत्‌ सोमातीत और व्यापक रूप धारण 
कर लेता है। 'भगवान्‌१ में भी जब सुष्टि-निर्माण 
की कामना हुई तो मनस्तत्व के रेतस्‌ श्रौर बीजरूप 
में यह उत्पन्न हुई ।' कालान्तर में यह सृष्टि की 
ग्रनन्तविधता में परिणत हो व्यापक हो गई । 
यह भगवान्‌ की मानस सृष्टि हे । इस प्रकार मनो- | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| शू १६९ 


लिये बृहत्‌ कहा गया च 
वास्तव में बुहत्‌,सामान्य जनोंके मनों का वाचक | 
नहीं है । यह दैव्य मिथुन में एक है । वेद के शब्दो में 
बृहत्‌ एक महान्‌ अक्षय भंडार है जिससे कि प्रत्येक 
प्राणी के अपने-अपने मन बने हैं । ग्राथवणी१ 
ऋचा में जहां मनुष्य के प्राण तथा चक्षु आदि 
इंद्रियों के आदि स्रोतों का परिगणन किया है वहां 
मन का आदि स्रोत बृहत्‌ को बताया गया है । 
इसलिये बृहत्‌ साधारण मन नहीं है । धात्वथे के 
ग्राधार पर यह प्रवृद्ध मन (वृहि वृद्धौ) है। बृहत्‌ 
मन की सीमा विशाल व व्यापक है । जैमिनीय 
ब्राह्मण के आधार पर यह दैव्य मन है । कोई भी 
बात मन में ग्राते हो श्रंकुरित और पुष्पित व 
पल्लवित होनी शुरू हो जाती है और शनैः शनेः 
प्रवृद्ध होकर महान्‌ रूप को धारण कर लेती है । 
१. बृहता मन उपह्वये मातरिइशना प्राणा- 
पानौ । सूर्याञ्चक्षुरम्तरिक्षाच्छोत्रं पृथिव्याः शरी- 
रम्‌ । सरस्वत्या वाचमुपह्वयामहें मनोयुजा ॥ 
थवे. ५।१०।८ 


Co Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and द 


१७० बेद-विमर्श 


अतः मन का बृहत्‌ नाम सार्थक है । बृहत्‌ मन के 

दो गुण हैं एक वह श्रादि रूप है अर्थात्‌ मानव चेतना | 

का आदि ओर प्रारम्भ है, भावों और विचारों की 

शुरूआत है । दूसरा अध्वं की ओर गति करना है। / 

ग्रतः ता.ब्रा. ८1९1११ में कहा है आदि बृहत: | 

अध्वेमिव हि बृहत्‌’ इससे यह स्पष्ट है कि सामात्य | 

जन के मन का यहां ग्रहण नहीं करना है क्योंकि | 

सामान्य मन की गति ऊध्वं को न होकर नीचे को | 

श्रोर होती. है । | 

मन से वाक्‌ की ग्रोर 

ताण्ड्य महाब्राह्मण में कहा है कि-- 

स आदीधीत गर्भो वे मेऽयमन्तहितस्तं | 

वाचा प्रजनया इति ॥ ता. ब्रा. ७।६।२ | 

_ मन रूप प्रजापति ने यह सोचा कि यह गर्भ 

मेरे अन्तर निहित है । इसे में वाणी द्वारा प्रजनन 

. करू अर्थात्‌ जो विचार मन में निहित हें उन्हें बाणी 
द्वारा प्रकट करू । 

स वाचं व्यसूजत सा वाग्‌ रथन्तरमन्वपद्यत ॥ 

ता. ब्रा . ७।६।३ | 


| 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन सें वाक्‌ की ओर १७१ 


उसने वाणी का सर्जन किया और वह वाणी 
रथन्तर का रूप धारण कर गई । 

अब विचारणीय यह है कि रथन्तर क्या है ? 
ग्रतः रथन्तर पर भो हम विस्तार से विचार करते 


हृ 
रथच्तर 


वेदिक साहित्य में रथन्तर -शब्द भी एक 
पारिभाषिक शब्द के तौर पर प्रयुक्त हुआ है । 
बृहत्‌ की तरह यह भी एक प्रकार का सामगान है । 
रथन्तर के स्वरूप को ब्राह्मणादि ग्रन्थों में विशद 
रूप में समझाने का प्रयत्न किया है । जैमिनीय 
ब्राह्मण में भ्राता है कि देवता१ रथन्तर क द्वारा 
स्तुति कर और रथन्तर पर समाख्ढ हो स्वर्गलोक में 
१. ते देवा रथन्तरेणैव स्तुत्वा रथन्तरं 
समारुह्य स्वर्ग लोकसगच्छन्‌ तेऽब्रुवन्नतारिष्म वा 
इमान्‌ रथानिति । तदेव रथन्तरस्य रथन्तरत्वम्‌ । 

तरति द्विषन्तं भ्रातव्यं य एवं वेद ॥ 
जे ब्रा ११३५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ही 


१७२ वेद-विमर्श 


चले गये । वे बोले कि श्रब इन रथों को उतार 
देवें : रथों को उतार देना ही रथन्तर का 
रथन्तरपना है । जो इस तत्व को जानता है वह शत्र 
को तर जाता है ।' र 

इस प्रकार जेसितीय ब्राह्मण के आधार पर 
रथन्तर को व्युत्पत्ति और उसका रहस्य रथ के 
उतार देने में है । अन्य ब्राह्मणादि ग्रन्थों से भी 
रथन्तर का यही भाव प्रतीत होता है । ग्रब विचार- 
णीय यह है कि रथ क्या है ? और उसके उतारने 
का क्या भाव है ? 


रथ 
इस सम्बन्ध में जेमिनीय ब्राह्मण में कहा 
गया है कि 'हमारे१ में जो ग्रशनया है वही रथ है। 
इस ग्रशनया रूपी रथ को उतारने वाला रथन्तर 


है। 


१. श्रशनया ह व रथा श्रन्नमु वे रथन्तरम्‌। 
अन्न ताशनयां घ्नन्ति । तां तामशनयामन्ने न हत्वा 
स्वर्ग लोकमारोहन्‌ ॥ जे. ब्रा. १।१३६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | ७ 


&* 


क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रथ १७२ 


प्रशनया भूख को कहते हें । यह भूख ही रथ 
है। यह भूख सभी इंद्रियों की हो सकती है क्योंकि 
मतष्य सब इन्द्रियों सें तत्तदनुकूल अन्न खाता है। 
इसलिये कोई भी मानसिक और ऐन्द्रियिक भूख अश- 
तथा कही जा सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान 
की भाषा में इस अशनया को (विश, विल, डिजायर, 
एपिटायट) इत्यादि नामों से सम्बोधित किया जा 
सकता है । ये सब नाम इस श्रशनया पद मे समाविष्ट 
हो जाते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ में इस अशनया को र्थ 
इसलिये कहा है कि यह अशनया मनुष्य को इधर से 
उधर भगाये फिरती है । रथ का काम भी यही हे 
इसलिये ग्रालंकारिक भाषा में इस अशनया को रथ 
कह दिया गया है । इस श्रशनया को अपने ऊपर सं 
उतार देने और शान्त करने के लिये जो भी साधन 
हो सकते हैं वे सब रथन्तर की कोटि में ग्रा जायेंगे । 
इस दृष्टि से सब प्रकार की मानसिक कामनायें, 
वासनायें आदि वेद की भाषा में रथ हे । इन्हें प्रपते 
ऊपर से उतारने का एक साधन वाणी भो है । 
प्रश्न यह है कि क्या सामगान में ऐसी शक्ति है कि 
जिससे सर्व प्रकार की ग्रशनया शान्त हो जाये ? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४ १) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ~. 


१७४ वेद-विमर्श 


वेदिक साधनों पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों को 
परीक्षा करके यह सिद्ध करना चाहिये । 

जैमिनीय ब्राह्मण में रथन्तर को सान्त बताया 
है रोर बृहत्‌ को अनन्त अर्थात्‌ ` अशनया रूपी 
रथों के उतारने के साधन संसार में स्वल्य हे । 
पर बृहत्‌ रूपी भ्रक्षय भंडार श्रनन्त हे । सन के न्द्र 
जो भी विचार और इच्छायें हैं उन्हें उतारने वाले 
साधन रथन्तर कहलाते हैं ! वे कई प्रकार के हो 
सकते हँ । यह आवश्यक नहीं सभी रथन्तर नामक 
साधन सबके श्रनुकूल हों । यह सब व्यक्ति व्यक्ति 
पर निर्भर करता है । ग्रब प्रश्न यह है कि इस ग्रश- 
नया रूपी रथ को उतारने और श्रर्थात्‌ भूख के 
शान्त करने का साधन क्या है ? इस सम्बन्ध में 
जेमिनीय ब्राह्मण के उद्धरण में हम ऊपर प्रर्दाशत 
कर चुके हैं कि ग्रशनया को शान्त करने वाला 
रन्न है (अ्रन्नेनाशनयां घ्नन्ति) परन्तु फिर यह प्रश्न 
पदा होता हे कि दया कामना पुति (विशफुलफिल- 
सेट) से कामनायें शान्त हो सकती हें । यह एक 
बड़ा विवादास्पद विषय है । प्राचीन और ग्रर्वाचीन 
युगों के विद्वान्‌ इस समस्या को हल करने का सदा 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0 । by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रथ १७५ 


प्रयत्न करते रहे हैं । 

योरोपियन विद्वान्‌ सनोविज्ञान के आधार पर 
मन के स्वस्थ रह! के लिये कामनाश्रों को पूति 
होता आवश्यक माले हैं । क्योंकि कामनाग्रों के | 
दबाने (रिप्रेशन, सप्रेशन) से वे गुफाओं में पड़ी || 
हुई नाना विकारों ओर बिसारियों की जननी 
बनती हैं । इसलिये कामनायें दबकर विकृति और 
बिमारी पैदा न कर सके इसका सर्वोत्कृष्ट उपाय 
उनकी दृष्टि में कामनाओं की पुति है । जो इच्छायें 
मनुष्य की जागृत अवस्था में पुरी नहीं होतीं या 
किसी कारण नहीं हो सकतीं वह स्वप्न में पूरी होती 
हैं । इस लिये स्वप्न भी मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाये 
रखने के लिये आवश्यक है । ये विचारधारायें 
मनोविश्लेषणकर्ता विद्वान्‌ फ्रायड तथा अन्य विद्वानों 
की हें । कामनाओं की पुति (विशफुलफिलमेंट ) 
कहां तक ठोक है और कहां तक नहीं इत्यादि 
समस्याश्रों पर विस्तृत विचार तो यहां हो नहीं 
सकता । पर संक्षेप में यह कहना पर्याप्त है कि 
मनुष्य का ग्रन्तःशरीर उस हौज के समान है जिसमें 


~ 


पानो भरने के रास्ते तो अनेक हैं पर निकलने के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


१७६ वेद-विमशं 


कम हैं । ऐसे हौज में पानी सदा भरा रहेगा वह 
कभी खाली न होगा । इसी प्रकार मनुष्य का शरीर 
है । इसमें काम, क्रोध ग्रादि का वेग निरन्तर उठता 
है पर इनकी पूर्ति के साधन ग्रत्यल्प हें । इस अवस्था / 
स जागृत ओर स्वप्नावस्था में कामना पति के 
साधन ग्रत्यल्प होने से वे मनुष्य के नीरोग होने । 
का पुर्ण साधन नहीं है । 

इसके विपरीत भारतीय विचार परम्परा में 
यही भाव सदा प्रमुख रहा है कि 'न जातु कामः 
कामानामुपभोगेन शास्यति’ काम के उपभोग से 
कास का कभो भो शसन नहों होता । 'हविषा 
कृष्णवत्मव भूय एवाभिवर्धते' अग्नि में घत की 
ग्राहुति के समान वह कामोपभोग बढ़ता ही है । 
तो फिर यह प्रश्न पैदा होता है कि 'गरन्नेनाशतयां 
घ्नन्ति’ इस ब्राह्मण वाक्य का क्या ग्रर्थ होगा ? 
इसका एक भाव तो यह प्रतीत होता है कि जो 
कामनायं संचित होकर उग्र रूप धारण कर चकी 
हैं, विकार व बिमारी को उत्पन्न करने वाली हैं, 
उनके शमन के लिये यह एक उपाय अवश्य है पर 
कामजनित विकारों से छुटकारे का वह अन्तिम रर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


कचः १७७ 


एकान्त उपाय नहीं है । हां, मानसिक चिकित्सा 
में एक प्रारंभिक उपाय है ग्रौर यह भी सब के लिये 
उपयुक्त नहीं है । इस वाक्य का दूसरा भाव यह भी 
हो सकता है कि जिस इंद्रिय को जो अन्न अत्यधिक 
मात्रा में दिया जायेगा तो कालान्तर में वह अन्न 
उस इंद्रिय में आनन्द पेदा करने वाला नहीं रहेगा । 
जब मात्रा से अधिक मोठा (मिष्ठान्न) खाया 
जायेगा और निरन्तर खाया जायेगा तो मीठे से मन 
उकता जायेगा ओर मीठा खाने की अशनया जाती 
रहेगी । इसी को शतपथ ब्राह्माण में और रूप में 
दर्शाया है । और वह यह कि रथन्तर 'रसन्तमं'१ 
है । अतिशय रस का होना रथन्तर है । वहां कुछ 
इस रूप में वणित हुआ कि यह पृथिवी सब रसों का 
ग्रागार होने के कारण रसन्तमं नाम वाली हे । 
यह रसन्तमं' ही रथन्तर हो गया हे । 

१-इयमु वा एषां लोकानां रसतमोऽस्यां होमे 
सर्वे रसा: । रसम्तमं ह वे तद्‌ रथन्तरमित्याचक्षते 
परोक्षं परोक्षकामाः हि देवाः ॥ 

र श.प ९।१।२।३६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८ वेद-विमर्श 


कहने का भाव यह है कि यह म्रन्न रथन्तर है| 
प्रर्थात्‌ ग्रशनया रूपी रथ को उतार फेकता है। 
ताण्डय महा ब्राह्मण में रथन्तर की एक श्रोर | 
व्युत्पत्ति को हे वह इस प्रकार है--- । 
रथम्मर्या क्षेप्णातारीदिति तद्‌ रथन्तरस्य 
रथन्तरत्वम्‌ ॥ ता.ब्रा, ६।७।४ | 
हे मनुष्यों ! रथ को अपने ऊपर से उतार | 
फेंको । | 
कामना, चिन्ता, शोक ग्रादि ये सब रथ हैं। 
इन्हे ऐसा समझें कि ये हमारे अंग नहीं हैं । ये बाहर 
से हम पर ग्राक्रमण करते हैं । इन्हें वाणी श्रादि | 
साधनों से परे फॅकनें का प्रयत्न करते रहो । परे | 
फेंकने के भाव से सदा भावित रहो । यह भी अशनया |. 
प्रादि को परे फेंकने का उपाय है और सर्वोत्तम | 
उपाय है । ग्रतः रथन्तर की साधना के लिये 
निष्काम, श्रकाम, आत्मकाम आदि श्रवस्था लाते 
का प्रयत्न करते रहना चाहिये । 


प्राण और वाक्‌ ॥ । 
जिस प्रकार मत और वाक्‌ में पोर्वापयं सम्बन्ध | 


जा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राण और श्रपान' ` १७६ 


है, उसी प्रकार प्राण और वाक्‌ में भी है । प्राण 
बृहत्‌ रूप हे और वाक्‌ रथन्तर । वाक्‌ से पूर्व प्राण- 
वायु का होना नितान्त आवश्यक है । वेखरी वाक्‌ 
में श्रन्तःस्थित मातरिश्वा प्राण-वायु ही मुखस्थ 
ध्वनि-यन्तों से टकराकर स्वर का कारण बनती 
है। इस प्रकार प्राण और वाक्‌ का परस्पर सम्बन्ध 
है। सूक्ष्म वाक्‌ के उद्बोधन व प्रकटीकरण में भी 
यह सर्वक्तियाओों का आदिमूल शरीराभ्यन्तरचारी 
प्राणवायु ही है । ऐ.ब्रा. में आता है कि वाग्‌ वे 
रथन्तरस्य रूपं प्राणो बृहतः उभाभ्यासु खलु संहिता 
सधीयते वाचा च प्राणेन च' अर्थात्‌ वाक्‌ रथन्तर का 
रुप है और प्राण बृहत्‌ का । इन दोनों प्राण और वाक्‌ 
में परस्पर संधि है । इन दोनों की इस संधि में 
मैं पूर्वापर भाव स्पष्ट ही है । 


प्राण और श्रपान का बृहत्‌ श्रौर रथन्तर रूप 


प्राणि शरीर में प्राण का प्रमुख स्थान शिर 
आदि शरीर का ऊर्ध्वं भाग है। और ग्रपान का स्थान 
उदर गुदा व मूत्राशय आदि ग्रधोभाग हैं । यहां यह 
स्मरणीय है कि शरीर की सब वायुग्रों को प्राण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८० वेद-विमर्श 


ग्रौर श्रपान इन दो भागों सें विभक्त किया हूँ | | | 
प्राण का बृहत्‌ रूप उस समय होता है जब कि | 
प्राण बुद्धियत होता है । शरीर का मस्तिष्क और 
तद्गत सूक्ष्म शक्तियां प्रवृद्ध होती हैं । और ग्रपान 
का रथन्तर रूप उस समय होता है जब कि यह शरीर | ॒ 
के उदर आदि अंगों से रथों को उतार फेकता है। | 
अपान द्वारा रथों को उतारने के दो क्षेत्र हैं । एक तो 
मल ग्रादि विजातीय तत्वों को शरीर से बाहिर 
करना और दूसरे भोग सम्बन्धी कासनाग्रों को 
त्याग देना, परे फेक देना । एक का स्थूल शरीर से 
सम्बन्ध है और दूसरे का मानसिक जगत से । 
षड्‌ रसों से युक्त नानाप्रकार के व्यंजनों के आस्वादन 
की लालसायें तथा भोग-सम्बन्धी उत्कट इच्छायें | 
मनुष्य को भगायें फिरती हैं, ये रथ हें। मनुष्य रातः | 
दिन इन्हीं की चिन्ताओं में भागा-भागा फिरता है। | 
परन्तु साधना क द्वारा जब ग्रपान में वह शक्ति 
उद्बुद्ध हो जाती है कि मनुष्य इन इच्छाओं और 
लालसाग्रों को बाहिर धकेलता है । विषय भोग में 
वह आनन्द नहीं आता तब यह श्रपाम रथन्तर 
कहलाता है । अर्थात्‌ इस श्रपान में अ्रशनया रूपी 


८८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


है. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्राण और अपान  * १८? 


| रथ को अपने ऊपर से उतार फेंका है । प्राण और 
| प्रपान के इन दोनों गुणों को ताण्ड्य महा ब्राह्मण 
में इस प्रकार प्रदर्शित किया है; - 


तयोः ससाने निधनसासीत्‌ तस्मिन्नातिष्ठेतां 
त श्राजिमेतां तयोहसिति बृहत्‌ प्राणमुदजयत्‌ 
असिति रथन्तरसपाचसथि समवेष्टत ३1 

ता. ब्रा. ७।६।११ 


| अर्थात प्राण और अ्रपान को प्रतिष्ठा और 
। | स्थिति-स्थाच निधन- (प्रतिष्ठा वै निधनम्‌ को० 
। ब्रा. २७।६,२६।३) एक ही था । इस स्थान पर 
फिसका अधिकार हो इस सम्बन्ध में उनमें होड 
चली । बृहत्‌ से 'हस' नामक प्राण को जीत लिया 
और रथन्तर ने 'श्रस्‌? नामक श्रपान को ले लिया । 
इसका संक्षिप्त भाव यह है कि पिण्ड अर्थात्‌ 
| शरीर में प्राण और ग्रपान इन दोनों का स्थान है 
_ इस शरीर पर एकाधिपत्य के लिये इन 
दोनों में संघर्ष हुआ । बृहत्‌ ने हस' क्रिया द्वारा 
प्राण के क्षेत्र को जीत लिया । हस का तात्पय 
हसनम्‌ विकास आदि से है । अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड और 


७८७७-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८२ वेद-विमर्ण 


पिण्ड में जहां-जहां भी हंसना, खिलना, विकास | उ 
ओर प्रफुल्लता ग्रादि दृष्टिगोचर होती है, वहां | 
यह समझना चहिये कि यह बृहत्‌ रूप प्राण का काम । 
है । दूसरी ओर रथन्तर ने “प्रस? द्वारा ग्रपान को 
घेर लिया । 'ग्रस' धातु प्रक्षेपण ग्रर्थ में आती है। 
यह गुण श्रपान का है । ग्रपान का सामान्य गण 
मल आदि को परे फेंकना और बाहिर निकलना हो | 
है ही । परन्तु रथन्तर के क्षेत्र में आने पर श्रशनया | 
रूपी रथ को परे फेंकने में इसकी वास्तविक चरि- | 
ताथता है । मस्तिष्क शक्तियां विकसित होती जाये | 
और भोग प्रधान ग्रवयवों की सब कामनायें शान्त 
होती जायें तो इस अवस्था में प्राण और पान । 
बृहत्‌ और रथन्तर कहलाते हैं । मनुष्य दिव्य बन 
जाता हे । $ 

हेमें यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि बृहत्‌ 
ग्रौर रथन्तर की कार्यप्रणाली एक सी है । बृहत्‌ 
बाहिर की ओर गति करता है और समग्र ब्रह्माण्ड 
श्रौर समग्र पिण्ड में व्याप्त होता है । प्राण की प्रति- 
ष्ठा, स्थिति-स्थान व ग्रादि-स्रोत भी बाह्य वायुः 
मंडल है । जब यह विकसित होता है तब श्रपने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्राण ओर श्रपान 


Digitized by Ar j | 
ya Samaj Foundation 0 | ॥ 

|] ndation hennaigpo;eGangotri | jf 
| 


॥ स्रोत से शक्ति लेने के लिये बाहिर की ओर 
प्राण करता है । दूसरी ओर रथन्तर का क्षेत्र 
ग्रपान है । आर अपान त्रन्तनिधन है। 
॥ ग्रर्थात्‌ इसकी शरीर के अधोभाग में 
| प्रतिष्ठा है । परन्तु प्रक्षेपण गुण के कारण यह भी 
ग्रशनया रूणी रथ को बाहिर की ओर फंकता है! 
इस प्रकार दोनों की भक्ति और क्रिया बाहिर को 
ग्रोर को है । यही भाव ब्राह्मण ग्रन्थ में इन शब्दों में 


प्रकट किया है । 
पर्न्वित्याहुरुभे बहद्रथन्तरे बर्हिणिधने 
कस्मात्‌ बृहत्‌ बहिनिधनानि भजतेऽन्ताण 
धनानि रथन्तरमिति । प्राणो बृहत्‌ तस्माद्‌ 


बर्हिणिधनानि भजते बहिहि प्राणोऽपानो 
रथन्तरं तस्मादन्तणिधनानि भजतेऽन्त 
ह्यपानः ॥। 

ता.ब्रा. ७६1१३, १४ | 
` जो यह कहते हैं कि बृहत्‌ और रथन्तर दोनों 
बहिनिधन हैं तो फिर बृहत्‌ बर्हिनिधन को क्यों 
भजता है और रथन्तर अन्तनिधन के 
उत्तर में कहा कि प्राण बृहत्‌ है वह बहिनिधन है 


७०-0. | ic in. G 
1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


updation Chennai and eGangotri 


वद-वमण 


Digitized 4 Arya Samaj Fo 
१८ 


क्योंकि प्राण का स्थान बाहिर है । ग्रपान रथन्तर | 
है यह श्रन्तनिधन है क्योंकि ग्रपान का स्थान न्दर |. 
शरीर में है । अतः सब आनन्द भ्रपान में है । हमें 
यह प्रयत्न करना चाहिये कि इसे बाहिर तो फक 
पर विषयों में आनन्द न लेवें । 


प्राणापान को बृहत्‌ रथन्तर बनाकर चिर- 
रोगी को स्वस्थ करना 


शास्त्रों में प्राण और ्रपान को बृहत्‌ रथन्तर 
बनाकर चिर रोगी को स्वस्थ बनाने का विधान 
किया है जैसा कहा है-- 
प्राणापानोब बृहद्‌ रथन्तरे ज्योगामयाविन 
उभे कुर्यादपक्रान्तौ वा एतस्य प्राणापानो 
यस्य ज्योगामयति प्राणापानावेवास्मिन्‌ 
दधाति ॥ 
ता. ब्रा. ७।६।१२ 
जो चिरकाल से बीमार चला थ्रा रहा हो 
उसक प्राण और ग्रपान को बृहद्‌ गौर रथन्तर का 
रूप देवे । क्योंकि चिररोगी के प्राण और पान 
एक प्रकार से विनष्ट हो गये होते हैं । इस प्रकार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


द्युलोक और पृथ्वीलोक १८५ 


चिररोगी के प्राण और श्रपान में बृहत्‌ श्रोर रथन्तर 
की शक्ति समाविष्ट करने से उसके प्राण और 
ग्रपान फिर सुचारू रूप से कार्य करने लगते हें । 
द्युलोक और पृथ्वीलोक 
द्युलोक और पृथिवीलोक भी बृहत्‌ श्रोर रथ- 
त्तर कहलाते हैं । | 
बृहच्छन्द इत्यसौ वे लोको बुहच्छन्दो "| 
रथन्तरं छन्द इत्ययं वे लोको रथन्तर छन्द: । 
श. प. 5।५।२।५ 
ग्रस वे लोको बूहदयं रथन्तरम्‌ ॥ 
ता. ब्रा. ७।६।१७ 
इसी प्रकार और भी कई स्थानों पर बृहत्‌ 
ग्रोर रथन्तर को इन दोनों लोकों का वाचक बताया 
है । श्रब प्रश्‍न. यह है कि इन्हें बृहत्‌ ग्रौर रथन्तर 
क्यों कहते हें ? इस सम्बन्ध में संक्षेप में हस यह कह 
सकते हे कि बृहत्‌ ग्रौर रथन्तर ये दोनों द्यावा- 
पृथिबी की ग्रवस्था-विशेष के द्योतक हें। द्यावा 
१ का परस्पर जो सम्बन्ध है वह इस प्रकार 
का है. कि पृथ्वी द्युलोक से अन्न ग्रहण करती है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८६ वेद-विमर्श 


पृथ्वी में जब ग्रशनया पैदा होती है तब झुलोक 
उसे ग्रन्न प्रदान करता है । यह श्रशनया ही रथ है। 
ग्रलंकारिक भाषा में कहना चाहें तो यह कह सकते 
हैं कि इस श्रशनया की शांति के लिये यह पृथ्वी 
अन्न की अभिलाषा में सूर्य के चारों ओर निरन्तर 
चक्कर लगा रही है । और जब पृथ्वी को द्युलोक से 
अन्न मिल जाता है तब उसकी वह ग्रशनया शान्त 
व समाप्त हो जाती है। इस जिये अन्न रथन्तर है। 
पृथ्वी को यह अन्न द्युलोक से वर्षा रूप में मिलता है 
जो कि ग्रोषधि और वनस्पति रूप में परिणत हो 
जाता है । द्युलोक में यह सूयं श्रन्न का श्रनन्त ग्रपरि- 
मेय भ्रक्षय भंडार है । यह सूर्य पृथ्वी से जो रस 
खींचता है तो उसे हजारों गुणा बढाकर बरसाता 
है । (सहक्रगुणमुत्स्रष्टुमादते हि रसं रविः) इस 
लिये द्युलोक बृहत्‌ है श्रौर पृथ्वी रथन्तर है । 
ऊर्ध्वा वे रथन्तरस्य देवहुतिरवाची बृहतः ॥ 
जे . ब्रा. १।२९६ 
पृथ्वी की देवहृति ऊध्वं को द्युलोक की श्रोर 
है, इसके उत्तर में द्युलोक की देवहूति श्रर्वाड 
अर्थात्‌ नीचे की ग्रोर है । पृथ्वी की श्रशनया की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
वृहत्‌ और रथन्तरः ` १८७ | 


3. 


व्याख्या हम इस प्रकार भी कर सकते हें कि जिस 
प्रकार की अशनया होती है ग्रौर जिस समय होती 
है उस समर वह्‌ अन्न न बोने पर वह अन्न फिर नहीं | 
पैदा होता हे । जिस समय श्रशनया पैदा हो उसी | 
समय अन्न मिलना चाहिये । नहीं तो वह भूख मर | 
जाती है। इसलिये पृथ्वी में जिस समय जिस प्रकार 
की अशनया पेदा होती हे वसी ही प्राणशक्ति 
श्लोक से पृथ्वी की ओर आती है । उस समय 
तदनुकूल अन्न बोने से ही सफलता मिलती है । 
जिस समथ अन्न पेदा हो जाता है तो तत्सम्बन्धी 
ग्रशनया शांत हो जाती है । इस प्रकार द्यावापृथिवी 
के बृहत्‌ ग्रौर रथन्तर रूप को हमें समझना चाहिये । 
इसी प्रकार पृथ्वी के ग्रधिपति अग्नि को रथन्तर 
माना है और आदित्य को बृहत्‌ । 


वृहत्‌ श्रौर रथन्तर से ग्रन्य सामों की उत्पत्ति 

जब मनुष्य के मन और वाणी बृहत्‌ ग्रौर 
रथन्तर का रूप धारण कर लेते हैं तब इन में किस 
प्रकार विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है यह 
मनोवैज्ञानिक तथ्य सामों की उत्पत्ति द्वारा ब्राह्मण 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८८ वेद-विमर्श 


र्थं में ग्रलग और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है | 
ऐ.ब्रा. ४२८ में एक साम से दूसरे साम की 
उत्पत्ति का एक प्रकरण ग्राता है उसका संक्षिप्त 
भाव यह है कि उत्पत्ति मिथुन सें होती है । इसमें 
एक पुरुष होना चाहिये और दूसरी स्त्री । बृहत्‌ 
श्रौर रथन्तर ये दो सास हें । इनसे आगे श्रन्य साम्नो 
की उत्पत्ति होती है । ये दोनों मिथुन भाव को प्राप्त 
होते हैं । भ्रब प्रश्‍न यह है क्रि इनमें कोन पुरुष बने 
और कौन स्त्री ? इसका निर्णय ब्राह्मण ग्रन्थ में 
अत्यमन्यत' पद से किया है श्रर्थात्‌ जो ्रपने को 
दूसरे से अधिक. या अतिशय शक्ति वाला मानता है 
वह पुरुष हो जाता है और दूसरी स्त्री । अब यहां 
बृहत्‌ पुरुष बनता है क्योंकि वह प्रजापति को ज्येष्ठ 
सन्तान है और रथन्तर स्त्री बनती है । मन में सर्व-' 
प्रथम विचार पैदा होते हैं वे ही वाणी द्वारा प्रकट 
होते हैं । इस प्रकार मन वाक्‌ से पूर्वभावी है ग्रतः 
ज्येष्ठ है । भ्रब हम ब्राह्मण ग्रन्थ का वह प्रकरण 
प्रस्तुत करते हैं । 

बृहुच्च वा इदमग्रे रथन्तरं चास्तां वाक्‌ च वे 

तन्मनश्चास्तां वाग्‌ वे रथन्तरं मनो बृहत्‌ | 


\ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0000 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
वैराज साम की उत्पत्ति श्दाह । 


तद्‌ बृहत्‌ पूव ससृजानं रथन्तरमत्यसन्यत 

तद्‌ रथन्तरं गर्भभधत्त तद्‌ वेरूपमसुजत ॥ 

सबसे पूर्व बृहत्‌ और रथन्तर ये दो थे । 
बृहत्‌ मन है और रथन्तर वाक्‌ है । बृहत्‌ अर्थात्‌ 
मन की उत्पत्ति वाक्‌ से पहले होती है श्रतः बृहत्‌ ने । 
ग्रपने आप को रथन्तर (वाक) से ऋतिशय शक्ति रश 
वाला माना । इस श्राधार पर बृहत्‌ पुरुष बना hf 
ग्रौर रथन्तर स्त्री । रथन्तर ने गर्भधारण कर 
वरूप नामक पुत्र को उत्पन्न किया । 

इस उपर्युक्त कथन का क्या भाव है इसे स्पष्ट 
तोर पर समझ लेने पर अन्य सामों का स्वरूप ओर 
उनकी उत्पत्ति को समझना सरल होगा । यहां 
यह ध्यान में रखना चाहिये कि बृहत्‌ और रथन्तर 
अर्थात्‌ मन ग्रौर वाक्‌ के सिथुन से वैरूप को उत्पत्ति 
होती है । और वह उत्पत्ति वाणी में होती है । 
वैरूप विविध रूपों को कहते हें ्रतः इससे यह 
परिणास निकला कि ये विविध रूप वाक्‌ के विभिन्न 
रूप हँ। वाक्‌ में वेरूप से ग्रक्षरों का वेविध्य, शब्दों 
का वैविध्य और ज्ञान का वैविध्य इन सभी का 
ग्रहण किया जा सकता है । प्रारम्भ में वाक्‌ ध्वनि तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९० बेद-विमर्श 


एक रूप वाली होती है जब इसके साथ मन (इद्ध ) 
का मिथुन भाव होता है तो ग्र, क, ख, ग, इत्यादि 
बिविध वर्णो की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार मन 
ग्रौर वाक्‌ के संयोग से वाक्‌ में यह वेरूपता ग्रा 
जाती है । यह वेरूप वाक्‌ रथन्तर का ही स्वरूप 
है । वाक्‌ के सम्बन्ध में हमने वेदिक वाक्‌ पर विस्तार 
से विचार किया है । श्रब यदि हम मन्त्रों को बृहत्‌ 
श्रौर रथन्तर की कोटि में रखना चाहें तो इनकी 
पहचान ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार बतायी है । 
उदाहरण के रूप में हम एक मंत्र को दिखाते हें। 
मित्रं हुवे पुतदक्षमिति राथन्तरं मेत्रावरुणम्‌ ॥ 
ता . ब्रा. १२।२।३ 
्रर्थात्‌ यह मित्र वरुण देवता वाला मंत्र 
रथन्तर मन्त्र है क्योंकि. हुवे इति वे राथन्तरं रूपम्‌' 
ता. ब्रा. १२।२।४ श्रर्थात्‌ हुवे' आह्वान करना 
रथन्तर का रूप हे । आह्वान वाणो से होता है श्रौर 
वाणी रथन्तर का रूप है । इस लिये यह मंत्र रथन्तर 
की कोटि में आयेगा । रथन्तर और वेरूप में कोई 
बिशेष भेद नहीं है । यह बात ब्राह्मण में स्वीकार की 


गई है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वराज साम की उत्पत्ति १९१ 


रथन्तरमेतत्‌ परोक्षं यद्‌ बेरूपं राथन्तरमेव 

तद्‌ रूपं निद्योतियति । ता. ब्रा.१२।२।५ 

अर्थात्‌ यह वैरूप परोक्ष रूप में रथन्तर ही है । 
क्योंकि यह रथन्तर के रूप को ही ग्रधिक स्पष्ट 
करता है । रथन्तर के ही विविध रूप वेरूप हैँ यह 
इससे स्पष्ट हे । 

सब मनोभावों को वाणी द्वारा प्रकट किया 
जाता है । श्रतः इस दृष्टि से वाणी का वैविध्य ग्रर्थात्‌ 
वैरूप रथन्तर का ही प्रकाशित रूप है । 


बैराज साम की उत्पत्ति 


ते हे भूत्वा रथन्तरं च वैरूपं च बृहवत्यमन्येतां 

तद्‌ बृहद्‌ गर्भमधत्त तद्‌ वेराजमसूजत । 

्र्थात्‌ रथन्तर और वैरूप इन दोनों ने मिलकर 
ग्रपने ग्रापको बृहत्‌ से अधिक समझा । इस कारण 
ये पुरुष हो गये और बृहत्‌ स्त्री । बत्‌ ने गर्भ धारण 
किया और वैराज नामक पुत्र को उत्पन्न किया । 
_ अब विचारणीय यह है कि वैराज क्या है ? 
वराज बृहत्‌ से उत्पन्न हुआ है प्रत: यह कोई मानसिक 
रूप है ऐसा समझना चाहिये । बैराज को स्पष्ट. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६२ वेद-विमर्शं 


करते हुये आगे कहा-- 

बहदेतत्‌ परोक्षं यद्वेराजं बाहुंतमेव तद्‌ रूपं 

निर्योतयति । ता. ब्रा. १२।८।४ 

यह वैराज परोक्ष रूप में बृहत्‌ ही है । क्योंकि 
बृहत्‌ सम्बन्धी सनोभावों को यह और विकसित 
करता हे । 

आगे कहा कि-- 

वैराजा विष्टस्भा: समीचीविराजो दधात्य- 

नाद्याय । न 

ता . ब्रा. १२1१०।१० 

श्र्थात्‌ विराज में सम्यक्‌ मिलन (समीचीः ) 
ग्रौर विशेष थामने की शक्ति होती है । अन्न ग्रादि 
की प्राप्ति के लिये विराज को धारण किया जाता 
है यहां ग्रथ मानसिक श्रन्न है । मन सें जो विषय 
सोचा हुआ है श्रौर विशेष रूप से थमा हुआ है वह 
मानसिक श्रन्न है । विषय का चिन्तन करना उसकी 
सुक्ष्म से सूक्ष्म बारीकियों को समझना और मन में 
उनको थामे रखना किसी बिरले व्यक्तिका काम है । 
सन को यह शक्ति बैराज कहलाती हे । मन के 
वराज रूप का दुसरा गुण ग्रनुतोद का होता है । 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | पै 


ह) by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
> गज र उत्प 
वैराज साम की. उत्पत्ति १९३ 


ग्रनुतोंद बारबार प्रेरणा देने को कहते हें ॥ मन वार्णी 
को, विचारों को प्रकट करने के लिये पुनः पुनः 
प्रेरित करता रहता है । मन की वाणी को यह प्रेरणा 
प्रतुतोद है । विषय पूर्वापर (समीचीः). सम्यक्‌ 
प्रकार सें मिला हुआ तथा मन में सम्यक्‌ प्रकार से k 
थमा हुम्ला (विष्टस्भाः) होना चाहिये जिससे कि A 
विषय वाणी द्वारा बाहर ग्राता जाये ।. इसलिये | 
कहा है-- ; 

भ्रनुतोदो वेराजस्यानुतुन्नं हि वेराजम्‌: ॥। 

ता . ब्रा. ८1९1१३ 

बैराज का स्वरूप अनुतोद है । ग्रनुतोद अभ्यास 
या बार-बार को प्रेरणा को कहते हें । 

अनुतुत्न गायति रेतोधयायानुतुन्नाद्धि रेतो 

धीयते ॥ ता. ब्रा. १२।१०।११ 

प्रजनन के लिये रेतस्‌ के धारण की आवश्यकता 
होती हे । और यह रेतस्‌ अनुतुन्न प्रक्रिया से धारण 
किया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र को उत्पत्ति में भी 
यह भ्रनुतुस प्रक्रिया करनी पड़ती है । बार-बार 
भक्ति में गाना, जप करना, विषय का बार-बार 
चिन्तन भ्रनुतोद हो है । इस प्रक्रिया से जो मन में 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ड 


१६४ .. वेद-विमर्श 


रेतस्‌ धारण होता है उससे गम्भीर विचारों श्रौर 
दिव्यज्ञान को उत्पत्ति होती है और वह विष्टभ्न | 
ग्रौर समीची गुणों वाली होती है । 

< इस प्रकार मन में रेतस के धारण के लिये 
भरणा प्रजनन, तथा दिव्य विच्चार और दिव्यज्ञान 
का समीची और विष्टभ होना यह सब वराज का 
स्वरूप है। समग्र प्रेरणायें सविता की ग्राज्ञ। के अधीन 
होती हें । इस लिये वैराज का सम्बन्ध सबिता देव 
से भी बताया गया है । 


शाक्वर साम की उत्पत्ति 


आगे ऐतरेय ब्राह्मण में शाक्वर साम की 
उत्पत्ति को बताया गया है । वहां आता है कि-- 
त & भूत्वा बृहच्च वेराजं च रथन्तरं च बेरूप 
: चात्यमन्येतां तद्‌ रथन्तरं गर्भेमधत्त तच्छाक्वरः 
ससूजतेति ॥ ऐ. ब्रा. १९।५।४।२५ 
अर्थात्‌ बृहत्‌ ग्रौर वैराज इन दोनों ने अपने 
श्रापको रथन्तर और वैरूप से ग्रधिक माना । 
इसस रथन्तर ने गर्भ धारण किया और शाक्वर 
साम को उत्पत्ति हुई । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ट्क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शाक्वरं साम की उत्पत्ति १९५ 


अब विचारणीय यह है कि शाक्वर साम क्या 
| है? शक्वरी छन्द से ग्राहारय ग्रर्थात्‌ ग्राह्य श्रौर 
निष्पन्न होने के कारण शाक्वर साम कहलाता है । 
ऐ ब्रा. २२।२ के भाष्य में षड्गुरु शिष्य नें लिखा 


है 
शकर्वनिप्‌ तु करणे ङीष्‌ (वनो रच) शक्वरी । 
| ऋचामासां शक्वरीत्वात्‌ तत्स्थ साम च शाक्वरम्‌ ॥ 
| शक्वरी छन्दों का नास शक्वरी क्यों हुश्रा यह 
| हम विशेष तौर पर आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रदाशित 
करते हें । ता. ब्रा. १३।४।१ में आता है-- 
इन्द्रः प्रजापतिमुपाधावद्‌ वृत्रं हनानीति तस्मा 
एतच्छन्दोभ्य इन्द्रियं वीयं निर्माय प्रायच्छदेतेन 


शक्नुहीति तच्छक्वरीणां शक्बरीत्वम्‌ । सीमा- बह 
नमभिनत्‌ तत्‌ सिमा मह्ल यामकरोत्‌ तन्मल्न्‌ या, hf 
महान्‌ घोष श्रासीत्‌ तत्‌ महानाम्न्यः ॥। | 


इन्द्र प्रजापति के पास पहुंचा और कहा कि 
वृत्र को हनन करना चाहता हूं । प्रजापति ने इन्द्र को 
छन्दो द्वारा इन्द्रिय सम्बन्धी वीर्य का निर्माण कर 
अदान किया और कहा कि 'एतेन शक्नुहि' इस शक्ति 
प अपना साम्यं प्रदाशित कर अर्थात्‌ वृत्र का हनन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


१९६ वेद-विमर्श 


कर । शक्नुहि' जो कहा इससे इन छन्दो का नाम 
शक्वरी पड़ा । जब इन्द्र ने वृत्रासुर पर इन्द्रिय 
सम्बन्धी वीर्य से प्रहार किया तो इससे बृत्रासुर के 
'सोमन्‌ का भेदन हो गया । इससे इन छन्दों का | 
सिमा नाम भी हो गया । सीमन्‌ के भेद के समय 
इन्होंने महान्‌ घोष किया तो उन छन्दों का महानाम्नी | 
नाम भी पड़ गया । " 
यह उपर्युक्त प्रकरण कुछ परिवर्तन से जैमिनीय | 
ब्राह्मण में भी श्राता है । इस प्रकरण को हम शरीर | 
में घटाने का प्रयत्न करते हें । इन्द्र इन्द्रियों का 
स्वामी है और प्रजापति आत्मा और परमात्मा है। , 
शरीर में जीव के कर्मानुसार सवं अंगों का निर्माण | 
हुआ करता. है । प्रजनन के स्वामी परमात्मा की | 
शक्ति सब साधन जुटाती है । गर्भ में अंगों ग्रौर | 
उपाङ्गो के निर्माण होने से पूर्व वे जिस त्वचा से | 
घिरे होते हें वह वेदिक परिभाषा में वृत्र (आवरण) | 
है । इस वृत्र को भेदन करक श्रांख, नाक, कात | 
आदि प्रंगों का निर्माण करना वृत्र का हनन करता / 
है । श्रोर जिन रसों द्वारा तत्तद्‌ ग्रंगों का निर्माण | 
करना है वे छन्दों (अ्ंग-परिधि) से निमित वीयं है। । 1 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शाक्वर साम की उत्पत्ति १६७ 


इन वीर्य रसों द्वारा अंगों को सोमा का भेदन करना 
सिमा नाम को चरितार्थ करना है । शरीर में अंगों 
के घेरे (छन्द) ही शक्ति के पुञ्ज हं । शक्ति वाले 
हुँ। इसलिये इन्हें शक्वरी कहा है। इस दृष्टि से 
जिन अंगों से शक्ति का प्रकटन होता है वे भी सब 
शक्वरी की कोटि में झा जाते हैं । प्रत एव दो सींगों 
वाले पशु भी शक्वरी नास से कहें जाने लगे (ता. 
ब्रा. १३।४।३) क्योंकि सींगों से शक्ति का प्रकटनं 
होता है । 
शक्वरी के सम्बन्ध में तैत्तिरीय ब्राह्मण का 
प्रकरण भी द्रष्टव्य हे । वहां श्राता है-- 
इन्द्रो वा एताभिमंहान्‌ ्रात्मानं निरमिमीत 
तस्मात्‌ महानाम्न्योऽथो इमे वे लोकां महा- 
नाम्न्यः, इमे महान्तः, इमान्‌ वे लोकान्‌ प्रजापतिः 
सृष्ट्वेदं सर्वमशक्नोद्‌ यदिदं किच तच्छक्वर्योऽभ- 
वन्‌ तच्छक्वरीणां शक्वरीत्वम्‌ । ता ऊर्ध्वाः 
सीम्नोऽभ्यसूजत यदूर्ध्वा: सीम्नोऽभ्यसृजत 
तत्सिमा ग्रभवंस्तत्‌ सिमानां सिमात्वम्‌ ॥। 
ए ब्रा. ५४७ 
इन्द्र ने इन ऋचाओं द्वारा श्रपने को महान्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and की 
८ 


वद-विमश 


बनाया । इसलिये वे महानाम्नी कहलाती हँ । 
ये लोक महानाम्नी हैं गतः ये महान्‌ हैं । प्रजापति ने 
इनत लोकों का सर्जन कर इन सबको शक्तियक्त 
बनाया, अतः ये शक्वरी भी हैँ । इन लोकों ( रों) 
की सीमा का भेदन किया श्रत: ये सीसा भी हं) 
यही सिमा का सिमात्व हे । 0 

यहां यह बात ध्यान देने की है कि ऋचा जहां 
संत्र का सूचक है वहां वस्तु के ढांचे. (ऋहगस्थिः 
साम प्राणः) को भी द्योतित करता है । इन ऋचाग्रो 
्र्थात्‌ लोकों का निर्माण कर प्रजापति ने इनमें 
प्राण संचार किया तो ये शक्तियुक्त बने । इनमें 
प्राण ग्रर्थात्‌ शक्ति का संचार करना शाक्वर 
साम है । इन ग्रंगों की सीमा का भेदन किया जाता 
है । ग्रतः ये ऋचायें सिमा भी हैं। इस प्रकार शक्वरी, 
महानाम्नी श्रोर सिमा आदि नाम ऋचाग्रों और 
मंत्रों के लिये भी आते हें और उनसे निदिष्ट श्रंगं, 
उपांगों और लोकों के लिये भी प्रयुक्त होते हैं । 
इन शक्वरी श्रंगों में जो. प्राण. होता. है, श्रथवा इन 
शक्वरी छन्दों पर जो साम गाया जाता है, दोनों 
शाक्वर सामः कहलाते हें । इस प्रकरण में शाक्वर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ब by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रेवत साम की उत्पत्ति १९६ 


साम को उत्पत्ति रथन्तर श्रर्थात्‌ वाकमें है। इससे यह 
स्पष्ट है कि शाक्वर सास से प्रकट होने वाली शक्ति 
वाणी की शक्ति है । जिसके मन में विषय प्रभूत 
मात्रा में विद्यमान होता है ग्रौर वह विष्टम्भ और 
समीची गुणों वाला होता है तो उसकी वाणी सें भी 
शक्ति का संचार हो जाता है । शक्वरी छन्दों पर जो 
साम गाया जाता है, उसे बहुत ऊंची ग्रावाज में 
गाना चाहिये । कहा भी है 'यच्छक्वरीषु बृहता 
रवेण ते. ब्रा. २।४।३।१ श्रावाज . इतनी ऊंची 
हो कि शत्रु पर वजपात के समान पड़े । इसी लिये 
कहा कि “शाक्वरो वस्त्रः’ त. ब्रा. २।१।५।११ 
शाक्वर साम वज है । जिस जाति में वाणी का 
तेज रौर ग्रोज होता है वह दूसरों पर हावी हो जाती 
+ £ क 


रैवत साम की उत्पत्ति 
तानि त्रीणि भूत्वा रथन्तरं च वेरूपं च शाक्वरं 
` च बृहच्च वैराजं चात्यमन्यन्त तद्‌ बृहद्‌ गर्भ- 
` मधत्त 'तद्रेवतससृजत ॥। 


ए. ब्रा. १९।६।४।२८ 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क जि ५5 Eee ---- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai च eGangotri 


२०० वेद-विमर्श 


अर्थात्‌ जब रथन्तर, वैरूप और शाक्वर थे 
तीनों सिलकर अपने ग्रापको बृहत्‌ श्रौर बैराज इन 
दो से ग्रधिक समझने लगे तब बृहत्‌ ने गर्भ धारण 
किया । इससे रेदत साम की उत्पत्ति हुई । 
अब विचारणीय यह है कि रैवत क्या है! 
रेवती छन्द पर गाया जाता हुआ साम रेवत होता है। 
रेवती छन्द बह हे जिसमें रमण हो, ब ऐश्वर्य हो। 
कहा हैं रेवती रमध्वम्‌' यजु .३।२१ श . प. ३।७। 
३।११ शक्ति वाला पुरुष ही ऐश्वय प्राप्त करता है 
श्रौर उसमें वह रमण करता हे । आनन्द का उपभोग | 
करता है। यह रमण व श्रानन्द का उपभोग सन का 
धमं हे.। इसलिए हमने बृहत्‌ को गर्भ माना हे । | | 
तस्मे ते द्यावापृथिवी रेवतीभिः कामं दुहाथा- 
मिह शक्वरीभिः ॥। ग्रथ. १३।१।१ 
रेवती श्रर्थात्‌ ऐश्वये से युक्त शक्ति साधनों से ये 
द्यावापृथिवी तेरे लिये यथेष्ट दोहन करें । इस प्रकार 
बृहत्‌ व रथन्तर के स्वरूपनिर्धारण रौर उनके कुछ 
क्षेत्रों का भ्रति संक्षिप्त बिचार हमने यहां प्रस्तुत 
किया। ये दो वेद को परिभाषाएं हें । शास्त्रों में इन 
प्ररबहुतःविचारहुश्राहे। --०-- 


पे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद की समस्याओं पर 
महर्षि दयानन्द का दृष्टिकोण 


आये समाज मर्हाष दयानन्द सरस्वती को 
वेदों का पुनरुद्धारक मानता है, प्रश्‍न यह है कि ऐसा 
क्यों माला जाता है? क्या स्वामी दयानन्द के 
समकालिक सैक्समूलर आदि योरोपियन विद्वानों 
ने वेदों के अध्ययन, ग्रध्यापन तथा अनुसन्धान 
का उपक्रम न किया था ? उस कालावधि में पूर्व 
व पश्चिम के भूखण्डौं में विद्यमान विह्वन्मण्डली की 
मानस चेतना में वेदाध्ययन व अनुसन्धान की एक 
नई स्फुरणा प्रादुर्भूत हुई थी । वेदों के प्रति एक 
नवीन आकर्षण पैदा हुआ था । इस लिये कई विद्वानों 
को यह ग्रभोष्ट नहीं हे कि वेदों के पुनरुद्धारक का 
सेहरा केवल स्वामी दयानन्द के ही सिर पर बांधा 
जाय । इस सम्बन्ध में हमारा कहना है कि यह 
सत्य है कि उस समय वेदाध्ययन के प्रति उमंग, 
उत्साह व स्फात आदि प्रकृति प्रेरित नवचेतना का 
सहज परिणाम था जो कि भारत व योरोपियन 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and च 


२०२ वेद-विमर्श 


भूभागों के विद्वानों में एकसा दृष्टिगोचर होता है। 
पर यह सब स्वीकार करते हुये भी हमारी धारणा 
यह्‌ है कि वेदों का सत्य रूप में पुनरुद्धार महषि 
दयानन्द ने ही किया है । क्योंकि स्वामी दयानन्द ने 
वेदाध्ययन में उस निराली, श्रनुपम ब सर्वोत्कृष्ट 
पद्धति को ग्रपनाया. है जो कि गार्य परम्परा पर 
ग्राञ्मित हे । ऐसा योरोपियन विद्वानों ने नहीं किया। 
इसलिये हम महषि दयानन्द को ही वेदों का पुन- 
रुद्धारक मानते हैँ । उस विलुप्त ग्रार्ष परम्परा को 
स्वामी दयानन्द ने अपनी दिव्य व झार्ष दृष्टि से देखा 
और अपने भाष्य में उसका अनुसरण किया । 
भूतकालः में आषे परस्परा की जो श्यृंखला टूट गई 
थी उसे पुनः स्थापित किया । . कटी 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रारम्भ में 
मङ्गलाचरण करते हुये उन्होंने लिखा हे :-- ` 
` ` ग्रार्याणां मुन्युषीणां या 
व्याख्यारीतिः सनातनी । 
` तां समाभित्य मन्द्रार्था ` 
'विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥ 32% 
अर्थात्‌ “इस वेद भाष्य में ग्रप्रमाण लेख कुछ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेद की समस्याओं पर" * " २०३ 


भी नहीं किया जाता है किन्तु जो ब्रह्मा से लेकर 
व्यास पर्यन्त सुनि और ऋषि हुये हें और उनकी जो 
व्याख्या रीति है, उससे युक्‍त ही बनाया जायेगा ।” 
एक श्रन्य स्थल पर भी उनके ये उद्गार हें :-- 

“न चात्र किञ्चिदप्रमाणं नवीनं स्वेच्छया 
रच्यत इति । 

इस. प्रकार . स्वामी दयानन्द ने ऋषियों की 
रचना को ही प्रामाणिक माना है । परन्तु इसके 
बिपरीत योरोपियन विद्वानों ने अत्यन्त ग्र्वाचीन 
सायणाचार्य को प्रमुख रूप से अपने अध्ययन का 
साधन बनाय । 

. अब प्रश्न यह है कि वह सनातन काल से चली 
ग्रा रही व्याख्या रीति क्या है ? तिःसन्देह वह 
अद्भुत व्याख्या रीति केवल ब्राह्मण ग्रन्थों की है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्वाक्‌ कालीन स्कन्द व उद्गीथ 
आदि, वेदभाष्यकारों के भाष्प भी एकांगी हैं । 
एकभक्ति वाले ग्रर्थात्‌ प्रमुख रूप से एक क्षेत्र वाले 
हैं । वे ब्राह्मणग्रल्थों के समान बहुभक्तिवादी श्रर्थात्‌ 
्ननेकों क्षेत्रों को स्पशं करने: वाले नहों हैं । ब्राह्मण- 
ग्रन्थ अनेको क्षेत्रों में ही विचार करने वाले नहीं हें, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


२०४ वेद-विमर्शं 


वे तो एक क्षेत्र के भी श्रवान्तर भेदों, जिन्हें भक्ति- 
साहचर्यं कहा जाता है को भी दर्शाते हैं । “भक्ति 
साहचर्य” एक ही क्षेत्र के विभिन्न स्तरों का वाचक 
है । यथा भ्रध्यात्म सें इन्द्र का केन्द्रीय अर्थ यदि हम 
दिव्य सन (इलुसाइंड माइन्ड) भान लें तो वाक, 
वीयं, रेतस्‌ व शिश्न आदि इन्द्र के वाचक शब्द 

. “भक्ति साहचर्य” बाले कहे जायेंगे । इस प्रकार 
ब्राह्मण ग्रन्थ ग्रवान्तर भेदों के सहित सभी क्षेत्रों का 
वर्णन साथ-साथ करते हैं । यही व्याख्या शेली हमें 
स्वामी दयानन्द के भाष्य में दृष्टिगोचर होती है। 
उन्होंने अपने वेदभाष्य में श्रन्वय, अर्थ, भावार्थ 
झादि में अनेकों क्षेत्रों की ओर संकेत किया है । 
मुख्यार्थ एक है पर संकेत अन्य क्षेत्रों का भी किया 
है । ब्राह्मणग्रन्थों की “ता एता एकव्याख्यानाः 
मन्त्र के ये एक व्याख्यान हें-इस उक्ति को चरि- 
तार्थ किया हे । ब्राह्मण ग्रन्थो की शेली में और भी 
कई विशेषतायें हं । संक्षेप में कहना चाहें तो यह कह 
सकते हँ कि वह शैली आख्यानात्मक है, कर्मकाण्ड 
बहुल हे, तथा विशिष्ट परिभाषाश्रों के कारण 
निरालापन लिये हुये है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेद की समस्याओं पर" : * २०५ 


स्वामी जी ने यजुर्वेद का भाष्य किया और 
पग-पग पर शतवथ ब्राह्मण की ओर संकेत किया । 
इससे यह ध्वनि निकलती है कि स्वामी जी ने अपने 
भाष्य सें शतपथ ब्राह्मण की विशिष्ट पद्धति का 
पुर्ण अनुसरण चाहे न किया हो परन्तु उस शेली का 
बे खण्डन भो नहीं करते हें और उसे उपयुक्त समझते 
हैं। उन्होंने पने यजुर्वेद के भाष्य के प्रथम अध्याय 
में प्रायः प्रत्येक मन्त्र पर यह लिखा है कि “एष मन्त्रः 
शतपथे व्याख्यातः” अर्थात्‌ इस मन्त्र को शतपथ 
ब्राह्मण में सूक स्थल पर व्याख्या को गई है । 
ऋषि दयानन्द के इस कथन का केवल एक ही 
तात्पर्य है,श्रोर वह यह है कि वे यजुर्वेद के मन्त्र-विचार 
में शतपथ ब्राह्मण के भाष्य को प्रामाणिक मानते हैं 
क्योंकि शतपथादि श्राषं ग्रन्थों के सम्बन्ध में ऋषि 
दयानन्द के जो भी उद्गार हैं उन सबको दृष्टि में 
रखते हुये यही कहा जा सकता है कि स्वामी दयानन्द 
ब्राह्मण ग्रन्थों की उस निराली शेली को स्वोकार 
करते हैं । उन्हो ने लोक-ब्यवहार में तथा साहित्य 
क्षेत्र में जहां भी वेमत्य हुआ है उसे छिपाया नहीं है । 


~ 


वद-भाष्य में भ्रनेकों स्थलों पर मेक्समूलर, सायण 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


wanes 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ह 


२०६ वेद-विमर्श 


तथा उब्बट, सहीधर श्रादि भाष्यकारो का खण्डन 
किया है पर शतपथ आदि भ्रार्ष ग्रन्थों का अपने समग्र 
साहित्य में कहीं भी खण्डन नहीं किया है । इस 
वाक्य (एष मन्त्रः...) को दृष्टि में रखते हुये यह्‌ 

द विचारणीय हो जाता है कि क्या स्वामी जी का 
यजुवद भाष्य शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या का ही 
रूपान्तर है या उससे स्वतन्त्र है । इस सम्बन्ध में 
सचाई यह है कि हम कोई निर्णय नहीं दे सकते । 
क्योंकि आर्यसमाज ने अभी तक ऐसा प्रयत्न कभी 
किया नहीं । अब हम ब्राह्मण ग्रन्थों की भाष्य शैली के 
कुछ अंगों पर विचारे करते हें । 


कर्मकाण्ड 


“कर्मेकाण्डानुष्ठानस्येतरेयशतपथब्राह्मणपू्वमी- 
मांसाश्रोतसुत्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌” 
प्रतिज्ञाविषयः । 

वेद पर लेखनी उठाने वाले आर्य समाजी 
विद्वान्‌ कर्मकाण्ड की उपेक्षा कर जाते हें । परन्तु. 
हमारे विचार में इस उपेक्षा से काम न बनेगा । 
कर्मकाण्ड के इस विद्यमान रूप. के पक्ष-विपक्ष में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 
कर्मकाण्ड २०७ 


फिलहाल लेखनी न उठाकर इसको व्यापक रूप 
| देकर ब्राह्मण ग्रन्थों के सब संदर्भा की आधुनिक 
। भाषा में व्याख्या कर देवें तो हम स्वामी जी की 
| ग्रम्थारम्भ में मङ्गलाचरण में की हुई प्रतिज्ञा को 
स्पष्ट व पुष्ट कर सकेंगे । प्रधियज्ञ से प्रायः कर्मकाण्ड 
का ग्रहण किया जाता है । परन्तु यदि इसे 
ब्रह्माण्ड यज्ञो व पिण्डयज्ञों का प्रतीक मान लिया 
जाय तो सब समस्या हल हो जाती हे । कर्मकाण्ड 
के नाटकीय पात्रों को प्रतीकात्मक मानकर ब्रह्माण्ड 
यज्ञों व पिण्ड यज्ञों के पात्रों सें घटाया जा सकता है । 
कर्मकाण्ड का विषय व क्षेत्र बहुत संकुचित नहीं है । 
महष दयानन्द ने इसे सबं क्रिया रूप माना है । 
इहलौकिक उपलब्धि के साथ-साथ पारलोकिक 
सभी उपलब्धियां, मोक्ष प्राप्ति व भगवान्‌ की 
प्राप्ति तक उन्हों ने इसमें समाविष्ट किये हैं । 
(ऋग्बेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार) । 


ग्रतः संसार को क्या वस्तु श्रवशिष्ट रही जो 
कर्मकाण्ड में न समाई हो । ज्ञानोपलड्धि भी तो 
क्रिया ही है जिसे कि ज्ञानयज्ञ कहा गया है । 


 CC-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and =| 


२०८ वेद-विमर्श 


जब भगवान्‌ स्वयं यज्ञ] रूप हें और तदुत्पन्न सम्पूणं 
सृष्टिर्‌ भी यज्ञ रूप है तो यज्ञ के अतिरिक्त संसार में 
कुछ है ही नहीं यह हम निःसंकोच भाव से कहू 
सकते हें । चारों वेद३ भी इस यज्ञ रूप भगवान्‌ से 
उत्पन्न हुये हें श्रतः ये भी यज्ञ रूप हें । शतपथ 
ब्राह्मण में इन्हें यज्ञ रूप कृष्णाजिन के लोम माना है। 
ओर प्राचीन शास्त्रों में स्वयं ब्रह्म४ को यज्ञ माना 
हश 

एक स्थल पर आत्मा व परमात्मा यजमान! 
हँ तो ग्रंग ऋत्विज हैं.। बेद का पुरुष सुक्त तो यज्ञ की 


१ यजु० ३१ भ्रध्याय । 
२ यज्ञो वे भुवनम्‌ । 
ते० ब्रा० ३।३।७।५ 
३ यजु० ३१।७ संषा त्रयी विद्या यज्ञः । 
शतपथ १।१।४।३ । 
४ ब्रह्म हि यज्ञः । श० प० ३।१।४।१५, 
५।३।२।४, ऐ० ७।२२ । 
५ ग्रात्मा वे यज्ञस्य यजमानोऽङ्गान्यृत्विजः । 
€।५।१२।१६ आत्मा वे यज्ञः। ११।६।२।१।७ 


CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


कर्मकाण्ड 


०0७ | 


०९ 


सर्वाज्जीणता को स्पष्ट रूप में दर्शा रहा है । इन सब 
उद्धरणों को दृष्टि में रख कर हम यह कह सकते हें कि 
पहले श्रार्ष युग में विचार ही यज्ञ रूप में हुआ करता 
| था। सब कुछ यज्ञ नास से सम्बोधित होता था । 
| कर्सकाण्ड६ और ब्रह्मकाण्ड यें दो विभाग करना 
| तथा इन विभागों में शास्त्रों का बंटवारा कर देना, 
| ग्रत्यन्त अर्वाचीन प्रयत्न है । और यह मुख्य रूप से 
| उस समय का है जब क्रि कर्मकाण्ड का व्यापक स्वरूप 
| समाप्त होकर यान्त्रिक रूप में कुछ कुछ ड्रामा 
' स्प में बाह्य भौतिक यज्ञ याग में यह रूढ हो गयां 
था । हमारे विचार में संसार को देखने की ये दो 
सनोवृत्तियां हें । एक ग्रात्मवादियों की और दूसरी 
| देवतावादियों की । ग्रात्मवादी सूत्रात्मा रूप में 
| विचार करते हैं । उनके सत में वेदों में प्रमुख 
| रुप से सूत्रात्सा का ही वर्णन है । केवल सूत्रात्मा ही 
| नहीं सूत्रात्मा के भी सूत्रात्मा हें ऐसा हमें समझना | 
| चाहिये । दूसरी ओर कुछ व्यक्ति आत्मविदों को ॥ 
/ पुगे सोमा से कुछ नीचे उतरे । उन्होंने आत्माको 


खिल त७च७७७जतहत७ऋ१२ रतन न+ः 


६ “सायणाचार्य कृत काण्व संहिता भाष्य भूमिका । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 3 


२१० वेद-विमर्श 


प्रमुख केन्द्र न रख कर भौतिक तत्वों के आधार पर 
सोचना प्रारम्भ किया । श्रात्मतत्व को सीधा म 
देख कर श्रर्नि, सूर्य श्रादि भौतिक तत्वों के भाध्यग से 
देखा । और उस श्रात्म-तत्व को त्रिलोकी के अगि, | 
वायु, सुर्य इन त्रिदेवों में विभक्त किया । उनके मत | 
सं श्रन्य सब देव संस्थानेकत्व व सम्भोगेकत्व के 
श्राधार पर इन्हीं तीनों पर आश्चित है । | 

इस विषय को हम पुद में दर्शा चुके हैं । कहने | 
का तात्पर्ये यह है कि ब्राह्मणग्रन्थों ने ब्रह्माण्ड व | 
पिण्ड के रहस्यों को समझाने के लिये वेदों की यज्ञ 
रूप में व्याख्या की है । 


विनियोग 

महषि दयानन्द ने ब्राह्मण-ग्रन्थों को ऋषिः | 
प्रणीत वेद-व्याख्यान माना है । ये ब्राह्मण ब श्रौत | 
सूत्र आदि ऋषि प्रणीत ग्रन्थ मन्त्रों का विभिन्न | 
क्षेत्रों में विनियोग दर्शाते हैं यह विनियोग ग्राज-कत | 
विद्वानों में बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। / 
परन्तु हमारा विचार यह है कि खण्डन से पूर्व इत | 
विनियोगों पर ऊहापोह द्वारा खूब बिचार हो जाता |. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अल by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ 
विनियोग २११ 


 चाहिये । यह सही है कि “यज्ञ की पूर्णता व समृद्धि 
उसी समय है जबकि उस क्रियमाण कर्म को ऋचा व 
यजु कहते हैं ।” परन्तु हमारी सम्मति में यह श्रटूट 
नियम नहीं होना चाहिये । क्योंकि कई मन्त्रं 
की रखना इस प्रकार की होती है कि वे अनेकों क्षेत्रों 
व ग्रनेकों ग्रवसरो पर विनियुक्त हो सकते हैं । 
यह प्रवृत्ति प्राचीन समय में भी थी और ग्राज-कल 
भी है। आर्यसमाजी “विश्वानि देव०” के प्रार्थना के 
ग्राठ मन्त्रों का विनियोग विवाह के अवसर पर, 
मृतक की श्रर्थो के साथ न जाने कहां-कहां कर देते 
हें । महि दयानन्द ने“भद्रं कर्णभिः श्रुणुयाम देवा? 
मन्त्र का विनियोग कर्णवेध में दिखाया है । उपनि- 
षदों के रचयिता ऋषियों ने इसे मङ्गलाचरण में 
विनियुक्त किया है । और ध्यान देने की बात तो 
यह है कि स्वामी जी ने कर्णवेध के मन्तरं को नासिका 
के बांधने सें भी प्रयुक्त कर दिया है । इससे हम इसी 
परिणाम पर पहुंचते हैँ कि मन्त्रों के विनियोग के 
सम्बन्ध सें इतनी दृढ़ता नहीं होनी चाहिये कि एक 
मन्त्र एक ही स्थल पर विनियुक्त हो और अन्यत्र न 
हो सके । स्वामी दयानन्द यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ह 
२१२ वेद-विमेश 


“इषेत्वोर्जेत्वा०' का व्याख्यान करते हुये शतपथ 
ब्राह्मण के वाक्यों को उद्धृत करते हैं, परन्तु ब्राह्मण- 
ग्रन्थ द्वारा पर्ण शाखा में विनियुक्त “इषेत्वा०” 
के खण्डन में कुछ नहीं लिखते । क्योंकि उनकी दृष्टि 
में इस मन्त्र भाग का शाखा-छेदन में विनियोग 
श्रनुपयुक्त नहीं था, ऐसा हम कह सकते हें । यह 
सृष्टि का एक गुह्य रहस्य है । गायत्री श्येन बनकर 
तृतीय द्युलोक से सोम ला रही थी तो उसका एक 
पर्ण, पलाश (प्लैक्स्‌स-चक्र) कट गया । “हमारे 
शरीर सें ये श्राठ चक्र ‘ऊर्ध्वमूलमधः शाखं' बाले 
शरीर रूपी वृक्ष के पत्ते ही तो हें । इन चक्रों रथात्‌ 
पत्तों की शाखायें शरीर में फली हुई हें । उन्हीं पणं 
शाखाओं की ओर संकेत करते हुये मन्त्र कहता है कि 
“हे शाखा! तुझे इष अन्न, गति (विज्ञान) के लिये, 
तुझे ऊर्ज के लिये श्राश्रय करता हूं । तुस सब प्राण 
रूप (वायवः) हो ।” इस सम्बन्ध में एक ओर विचार 
श्रापके समक्ष प्रस्तुत करते हैं । महाभारत में गरु 
त्मान्‌ द्वारा सोमाहरण की कथा कुछ भिन्न रूप मे 
र्वाणत हुई है । विनता का पुत्र गरुत्मान्‌ सोमाहरण 
के लिये जाता है । पिता कश्यप के प्रादेश से हाथी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ब by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विनियोंग २१३ 


आर कच्छप को खाने के लिये ज्यों ही पेड़ पर बेठता 
है, त्यों ही शाखा टूट जाती हैँ । नीचे शाखा में 
बालखिल्य ऋषि तप कर रहे हं । श्रब इसको शरीर 
में घटाइयें । सुपर्ण वाक है, गरुत्मान्‌ भी वाक है, 
इस वाक्‌ रूपी सुपर्ण का जहां पंजा है, वहां ग्र 
प्रणाली और श्वास प्रणाली दोनों आपस में एक- 
दूसरे को काटती हें । श्वास प्रणाली (ट्रेकिया) 

ग्रौर दोनों फेफड़े बिलकुल शाखा के समान प्रतीत 

होते हैं यह किसी भी शरीर-बिज्ञान की पुस्तक में देख 
सकते हें । इस शाखा में फेफड़ों के अन्दर छोटे-छोटे 
वायुकोषों (एलवियोलाई) में बालखिल्य नामक 

` ऋषि हँ । बालखिल्य प्राणों को कहा जाता है । 

इन एलबियोलाई को महाभारत में गोष्पद कहा है 
जिनमें कि ये डुबकी लगा रहे हें । एक बार इन्द्र 
(दिव्यमन) ने इनकी हंसी उड़ाई थी । इस अलंकार 
बहुल कथानक का स्पष्टीकरण हम फिर कभी करेगे । 
इस प्रकार इस श्वास प्रणाली (ट्रेकिया) की शाखा 
को पंजे में दबोचे हुये यह वाक्‌ रूपी सुपण अनन्त 
ग्राकाश को ओर उड़ा चला जा रहा है । इस आधार 
पर इषेत्वा०' 'ऊर्जेत्वा/ मन्त्र का शाखा छेदन में 


x 


Tt mio जता «- EO फर OA ६८०5 (>> 


C71) = 


OOOO SN 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२१४ वेद-विमर्श 


विनियोग निस्संकोच भाव से कीजिये । “इषेत्वा 
हे अन्न प्रणाली रूपी शाखा ! में तुम्हें अन्न के लिये 
हे श्वास प्रणाली रूपी शाखा ! सें तुम्हें ऊज के लिये 
प्राप्त करता हूं। इस प्रकार शाखा छेदन का यह 
सांकेतिक व्याख्यान हमने यहां किया है । 
यजुर्वेद, वायुवेद, विष्णुदेद ये सब पर्यायवाची 
शब्द ह । यं सब कथन बड़े विस्तृत विचार की 
श्रपक्षा रखते ह्‌ । कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र- 
कारों के विनियोग पर खूब ऊहापोह होनी चाहिये। 
स्वासो जी ने भी इनकी गहराई को समझते हुये 
विनियोग का खण्डन नहीं किया है । और यह लिखा 
है कि इस बेद भाष्य सें शब्द और उनके ग्रर्थ द्वारा 
कर्मेकाण्ड का वर्णन करेंगे परन्तु लोगों के कर्मकाण्ड 
में लगाये हुये वेदमन्त्रों में से जहां-जहां जो-जो 
कम श्रग्निहोत्र से लेके श्रशवमेध क न्त पर्यन्त 
करने चाहिये उनका वर्णन यहां नहीं किया जायेगा 
क्योंकि उनके अनुष्ठान का यथार्थ विनियोग ऐत- 
रेय शतपथादि ब्राह्मण, पूर्व-मीमांसा श्रौत गृह्य 
सूत्रादिकों सें कहा हुआ है उसी को फिर कहने से | 
पिसे को पीसने के समतुल्य ग्रल्पज्ञ पुरुषों के लेख के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निर्वचन २१५ 


समान दोष इस भाष्य में भी श्रा सकता है ।' 

(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका) | 

स्वासी जी का यह कथन उपर्युक्त वाक्य 

(एष मन्त्रः. . . ) को स्थिति व व्याख्या को स्पष्ट 
कर रहा है । 


निर्वचन 


ब्राह्मणों को एक विशेषता निर्वचन की भी 
है। यह विषय भी बहुत गम्भीर है । प्रश्‍न यह है कि 
निवंचन का कोई नियम व कोई सीमा भो है या 
नहीं ? यास्क आदि के प्राचीन निर्वचनों पर श्राधु- 
निक विद्वानों ने आक्षेप भी शुरू कर दिये हें । इस 
लिये भी यह विषय बहुत विचारणीय हो जाता है । 


इस सम्बन्ध सें हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 4 
निरुक्तकार ने गो शब्द की व्युत्पत्ति गम्‌ और | 
गा धातु से को है । परन्तु भतृ हरि ने श्रपने वाक्य- | 


पदीय में इस गो शब्द की व्युत्पत्ति गिरति, गर्जति. 
गति, गजति और गवति आदि धातुओं से बतायो 
है । अब प्रश्‍न यह है कि इन निरुक्तियों का क्या 
आधार है ? क्या किसी आधुनिक विद्वान्‌ को नई 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 
२१६ वेद-विमर्शं 


निरुक्ति करने का ग्रधिकार है या नहीं ? यह इस | 
लिये विशेष विचारणीय है कि कहीं श्रव्यवस्था न 
हो जाय । मनमानी निरुक्तियां होने लगें तो मन्तरं 
के अर्थ भी मनमाने होने लगेंगे । इसी. प्रवत्ति से प्रेरित 
हो एक निएक्ति की कल्पना हम भी प्रस्तुत करते 
हूं 
धातु पाठ में दो धातुयें हें । ग. शब्दे और ग 
निगरणे । प्रतीत ऐसा होता है कि वेदिक यग में 
गू.' निगरणे एक ही धातु होगी । गू. धातु से उत्‌ 
आर नि उपसर्ग लगाकर उद्गिरण व निगरण ये 
` दो शब्द बनते हैं जो कि दो क्रियाओं को बताते हैं। 
जिनको हम भाषा में उगलना और निगलना कह 
सकते हैं । ध्वनि व शब्द में भी यही निगलने व उगलने 
की प्रक्रिया होती है । वाणी मन में विद्यमान विषय 
को निगल कर फिर बाहर उगल देती है । शतपथ 
ब्राह्मण १।४।५ सं मन और वाणी को श्रेष्ठता का | 
विवाद चला है । वहां पर मन ने अपनी श्रेष्ठता का | 
जो हेतु दिया है वह यही है कि मन में जो होता है 
उसे लेकर वाक्‌ सेविका की तरह बाहर उगल देती 
- है । इसलिये हमारी धारणा यह है कि वास्तविक | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कः by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मिर्वचन २१७ 


| | धातु गू, निगरणे हे । शब्द को विशेषता देने के लिये 
| सामान्य गू, धातु से उसे पृथक्‌ करके दिखा दिया है । 
इस रहस्य को न समझने के कारण होता यह हे 
'कि वेद में जिस स्थल पर 'गी' शब्द त्राता हे, वहां 
पर हम उसका वाणी श्रथ कर देते हं । जिससे कई 
मन्त्र अत्यन्त अस्पष्ट व असंगत- से रह जाते हैं । 
उदाहरण के तौर पर दो एक मन्त्र हम यहां दिखाते 
हैं । हु 
` यदग्ने दिविजा अस्थप्सुजा वा सहस्क्कत 
तं त्वा गोभिहंवामहे । 


ऋह० -८।४३।२८॥ 

हे बलशालिन्‌ अग्नि ! जो त्‌ झुलोक में उत्पन्न 
हुई है और जो जल में उत्पन्न हुई है उस तुझ को || 
हम वाणियों द्वारा आह्वान करते हैं । अब इस मन्त्र i 
-पर जरा विचार कीजिये कि जो द्युलोक में उत्पन्न 
होने वाली अग्नि है, और जल में पैदा होने वाली 
'अग्नि है, वह कोन सी हो सकती है ? हमें यह मानना 
पड़ेगा कि झुलोकस्थ श्रग्नि सूयं से उत्पन्न होने 
वालो श्रग्नि है, ताप है, और जलीय अग्नि मेघस्थ 
विद्युत है थवा जल से पैदा होने वाली बिजली । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and के 


२१० वेद-विमर्श 


अब विचारणीय यह है कि इनको वाणी से केसे 
बुलावें ? वाणी से बुलाने का मतलब भी कुछ 
नहीं । परन्तु यदि 'गी' का अर्थ हम निगलने व 
उगलने वाली कर लेवें तो सब समस्या हल हो 
जाती है । ये निगलने उगलने वाली तारें हैं जिनके 
द्वारा बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती 
है । और सूर्य से आने वाली अग्नि किरणों द्वारा 
निगली व उगली जाती है । इससे भन्त्र सुसद्भत 
व स्पष्ट हो जाता है । इसी दृष्टि से 'गी! के श्रनेकों 
क्षेत्रों में विभिन्न अर्थ हो सकते हैं । ये नस नाड़ियां 
(नरवस सिस्टम, सरकुलेटरी सिस्टम) श्रादि भी 
'गी' नाम से कही गई हैं । ये भी मस्तिष्क से आज्ञा 
लेकर अन्य ग्रंगों के पास पहुंचातो हैं । 

ऋ० ८।३।२० में कहा गया है कि “निः सोम 
इन्द्रियो रसः श्र्थात्‌ ऐन्द्रियिक रस सोम है । यह 
ऐन्द्रियिक सोस जब गो? में भरा हुआ कहा गया 
हो और श्रध्यात्मक्षेत्र हो तो वहां गीः से नस- 
नाड़ियां शर्थ ले सकते हैं । एक मन्त्र है-- 

त्यसु व: सत्रासाहं विश्वासु गोर्ष्वायतस्‌ 

आच्यावयस्यूतये । ऋ० ८।६२।७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्राख्यान २१९ 


हे इन्द्र तू सोम को जो (विश्वासु गीषु ) 
सम्पूर्ण नस-नाड़ियों में व्याप्त है उसको (ऊतये) 
हमारी रक्षा के लिये (श्राच्यावयसि) च्युत व 
प्रवाहित करते हो । 


श्राख्याच 


अब हस ्राख्यानों के सम्बन्ध सं कुछ विचार 
प्रस्तुत करत हूं -- 

प्राचीन ऋषि लोग ग्राख्यानप्रिय होते थे । 
वेदों में सांकेतिक रूप में संज्ञा्रों द्वारा वणित गुह्य 
रहस्यों को ब्राह्मणादि ग्रन्थों में ग्राख्यानों द्वारा 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । परन्तु जब तक 
इन ग्राख्यानों सहित संपुर्ण सन्दर्भो का अ्रपनी 
मान्यता के अनुसार स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है 
तब तक यास्क व स्कन्द आदि प्राचीन आचार्यों के 
ऐतिहासिकत्ब को खण्डन करने वाले उद्गारों का 
प्रतिपक्षी विद्वानों की दृष्टि में कोई विशेष मूल्य 
नहीं है । ये ग्राख्यान भी ब्राह्मण ग्रन्थों में भरे पड़े 
हें । ग्रतः इनका स्पष्टीकरण होना चाहिये । 
उदाहरणार्थं हमने अ्रपनो “ऋषि-रहस्य नामक 


6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5 
| 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ॥ ८ 
| २२० वेद-विमशे 

पुस्तक में दधीचि श्रादि ऋषियों के आख्यानो का 
स्पष्टीकरण किया हे । स्वामी दयानन्द ने “ऋग्वे- 
दादि भाष्य भूमिका' के ग्रन्थ प्रासाण्याप्रामाण्य 
विषय' में कई कथाग्रों का स्पष्टीकरण किया है 
ग्रौर उन्हें रूपालंकार माना है । अतः महष दयानन्द 
की दृष्टि में वेद व ब्राह्मणग्रन्थ आदि श्राषग्रन्थों में 
निर्दिष्ट आख्यानों व कथानकों का स्पष्टीकरण 
होना भ्रत्यावश्यक है । 


——o—— 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


महा दयानन्द ने वेदों को आर्य समाज व 
आर्य जाति का प्राण बताया हे । यदि श्राया में वेदों 
का ग्रसली रूप में प्रचार नहीं है तो और सब 
कुछ सुधार आदि के कार्य करते हुये भी श्रां समाज 
निष्प्राण व ग्रस्थिपंजर के समान है । इसी बात को 
लक्ष्य में रखकर महि ने वेदों का भाष्य किया 
ग्रौर उसको ब्रार्यंसमाज का प्राण बताया । परन्तु 
इस पतित लुप्त आर्य जाति को जगाने के लियें 

अन्य सुधार छादि के कार्यो को करते हुये हमारे 
दुर्भाग्यवश उन्हें वह पुरा समय न मिल सका जिससे 
कि वे वेदों के भाष्य को पूरा कर जाते । उन्होंने 
यजुर्वेद का तो सम्पूर्ण भाष्य किया है परन्तु ऋग्वेद 
के सप्तम मण्डल के ६१वें सुक्त के २ य मन्त्र तक 
ही वे भाष्य कर सके । क्योंकि श्रारयंजाति के 
उत्थान व सत्य के प्रचार के लिये उन्हे सर्वत्र भारतवर्ष 
में भ्रमण करना पडता था । अब ग्रायं जाति का यह 
कर्तव्य है कि उनके अवशिष्ट भाग पर उसी शेली 
से विद्वानों से भाष्य कराकर आये समाज की तरफ से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२२ वेद-विमर्श 


एक प्रामाणिक भाष्य तैयार करावे । 

इस अवशिष्ट भाग पर महि का भाष्य होता तो 
अच्छा था । अब तो हम केवल इतना कर सकते हैं कि 
उनके भाष्य की प्रतिच्छाया इस अवशिष्ट भाष्य में 
ग्रधिक से अधिक पड़ सके । और उसस ऊपर यह 
लिखा हो कि अमुक प्राय समाज के विद्वानों द्वारा 
कराया गया भाष्य है । इस सम्पूर्ण भाष्य पर श्राय 
समाज को प्रामाणिकता की मोहर हो । यह हो 
सकता है कि इस समय के विद्वानों द्वारा कराया गया 
भाष्य पूर्ण प्रामाणिक न हो । कोई लुटि रह जाये। 
कुछ काल के ग्रनन्तर उसमें सुधार या परिवर्तन की 
आवश्यकता जान पड़े तो इसके लिये यह किया जा 
सकता है कि समय-समय पर १० वर्ष या २० वर्ष का 
व्यवधान देकर श्रार्य विद्वानों को एक संगीति को 
जाया करे और उस समय जिस स्थल में परिवर्तन की 
आवश्यकता हो वह परिवर्तन कर दिया जाया करे। 
बोद्ध धर्म में बौद्ध संगीति' ने समय-समय पर 
एसा ही किया है । इसके सिवाय और कोई उपाय 
नहीं दिखाई देता । वेद के श्रवशिष्ट अंश पर भाष्य 
कराने के लिये हमें किन-किन बातों का ध्यानं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदभाष्य २२३ 


रखना चाहिये ? सुझाव के तौर पर तीन बातें हम 
ग्रापके सामने रखते हें । 

१. देवतार्थ-नि्णय । 

२. सन्तार्थ-निर्णय । 

३. पदार्थ-मिर्णय । 
१. देवतार्थ-निर्णय-- 
मर्हाष ने एक-एक देवता व पद के कई-कई ग्रथ किये 
हें। इस अवस्था में कोन सा अर्थ हमें लेना चाहिये 
यह एक विचारणीय विषय है । इस निर्णय में 
सर्हाष की निम्न पद्धति हमें बहुत सहायक हो सकती 
है । बह पद्धति यह है कि वे अगले सुदत की पुर्व 
सुक्त के साथ संगति लगाते रहे हें । इस बात को 
दृष्टि में रख कर हम देवता का अर्थ निर्णय करें, 
श्रौर देवता का भी वही श्रर्थ हो जो महष अपने 
भाष्य में कर चुके हें । एक प्रकार से महर्षि कृत 
देवताओं के श्र्थो में चुनाव करना है । 
२. मन्त्राथे-नि्णय-- 

सन्तार्थ-निर्णय ग्रर्थात्‌ मन्त्र से क्या भाव 
प्रतीत होता है-इसमें विद्वानों की अपनी भी कुछ 
सूझ होगी, परन्तु इसमें भो देवतार्थ-निर्णय तथा 


5 
~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation 3 and eGangotri 


२२४ वेद-विमर्श 


पुर्व सूक्त के साथ श्रगले सुकत की संगति आदि कई 
बातें सहायक होगी । 
३. पदार्थ-निर्णय-- 

इसमें भी पद का दही अर्थ लेना होगा जो स्वामी 
जी अपने भाष्य में उस पद का शर्थ कर चुके हैं । 

इन उपर्युक्त बातों तथा अन्य भी कई बातों 
को ध्यान में रख कर यदि इस श्रवशिष्ट अंश पर 
भाष्य करें तो स्वामी जी की शेली पर सम्पूर्ण वेदों 
का भाष्य हो सकता है और जिसको ग्रायंसमाज 
यह कह्‌ सके कि यह हमारा प्रारम्भिक भाष्य है । 
इस सम्बन्ध. में इस समय ग्राये समाज की बहुत ही 
विचित्र स्थिति हे । कोई पूछे कि श्रार्य समाज जो कि 
वेदों का डंका पीट रहा है उस का प्रामाणिक भाष्य 
कोन सा है? स्वासी जी के भाष्य को तो वह ग्रागे 
कर दे, परन्तु जब यह पूछा जाये कि श्रवशिष्ट श्रंश 
पर श्राप किसको प्रामाणिक मानते हें? इस पर 
मौनावलम्बन के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकते । 
स्वामी जी नहीं कर सके तो क्या उस 
सम्बन्ध में कोई ऐसा भाष्य ही नहीं होना चाहिये जो 
आये समाज को प्रामाणिक हो । कोई भी विचारक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हे] by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदभाष्य २२१ 


इस स्थिति को पसन्द नहीं करेगा । इसी दृष्टि से 
हम उदाहरण के रूप सें कुछ मन्त्रों का भाष्य आर्य 
जगत के विद्वानों के सामने रखते हैं । इसमें लुटियां 
हो सकती हें । परन्तु लिखने का यही प्रयोजन है | 
कि यदि आपको श्रभीष्ट हो कि आये समाज का । 
कोई प्रामाणिक भाष्य हो तो उसे अवश्य करना | 
चाहिये । | 
र्‌ १ 

दूसरी बात जिस पर कि बहुत गम्भीरता से 
बिचार होना चाहिये वह यह कि स्वामी जी को हम 
बेदों का उद्धारकर्ता सानते तो हैं परन्तु स्वाध्याय 
पठन-पाठन वा वेदान्वेषण में स्वामी जी के भाष्य 
को कोई भी उठा कर नहीं देखता; यदि कोई देखते 
भी हें तो वह बहुत ही कम हें । साधारण जनता को 
तो वह भाष्य समझ में ही नहों ग्राता । उनके 
लिये तो बह एक गुरु ग्रन्थ ही है । परन्तु विद्वान्‌ 
भी उससे कोई सहायता नहीं लेते । कारण क्या है ? 
यदि इस पर विचार करें तो इस सम्बन्ध सें भी कई 
बातें सुनने में श्रातो हें । उदाहरण के लिये एक बात 
हेस आपके सामने रखते हैं, वह यह है कि स्वामी जी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२६ वेद-विमशे 


ने वेद भाष्य में एक सुक्त की दूसरे सुक्त के साथ 
संगति लगाई है, और सुक्त के अन्त में ऐसा लिखा 
भी है। परन्तु कहते यह हें कि भाष्य देखने से संगति 
लगती हुई दीखती नहीं । सूक्त की बात तो अलग 
रही कहीं-कहीं एक मन्त्र में ही पूर्वापर सें संगति 
लगतो हुई नहीं दीखती । 

इत्यादि कई बातें सुनने में आती हैं । विद्वानों 
के ऊपर ऐसा थ्रसर (इम्प्रेशन) क्यों है ? क्या 
स्वामी जी के भाष्य में ऐसी त्रुटि है ? 

संक्षेप में इतना लिखना पर्याप्त होगा कि स्वामी 
जी ने बेद भाष्य करते हुये यह लिखा है कि मेरा 
भाष्य शतपथादि ब्राह्मणों के अनुकूल है तो यह 
अनुकूलता दिखाने की ग्रादश्यकता है । वेद, ब्राह्मण 
ग्रन्थों आदि में प्रतिपादित ऋषि,- छन्द, देवता 
तथा परिभाषा आदि को आधुनिक भाषा में स्पष्ट 
करना और यह दिखाना कि स्वामी जी ने भी 
इन्हीं शब्दों को हिन्दी भाषा में स्पष्ट किया है यह 
एक बड़ा भारी काम है । क्योंकि जितना भी प्राचीन 
श्राषं वेदिक वाङ्सय है उसमें उसी तरह की पद्धति 
दिखाई देती है । और कुछ परिभाषाओं में नियः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदभाष्य 


i) 


२४७ 


| न्वित व परिसीसित होकर उन का वर्णन करने का 
` तरीका है । उन परिभाबाश्रों का श्राधुनिक भाषा में 
| स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता हैं। और फिर 
इस में ही दूसरा काम यह है कि देदार्थ करते हुये 
स्वामी जी ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस पर 
उन्होंने प्रकाश न डाला हो । साधारणतया बेद 
पढ़ने वाले को स्वामी जी के भाष्य में अ्रनुकूलता 
वा संगति क्‍यों नहीं दिखाई देती ? उस का कारण 
यह है कि स्वामी जी ने कई क्षेत्रों को आपस में 
मिला दिया है । यही परिपाटी ब्राह्मण ग्रन्थों को 
भो है। इसलिये उनके लिये कहा गया है कि “बहु- 
| भक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि” (भवित, भाग, क्षेत्र) 
| अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ बहुत क्षेत्रों के सम्बन्ध में बताने हे 
| वाले हे । बहुत से क्षेत्रों को मिला देने से वे सामान्य- 
| दृष्टि से समझने कठिन हो जाते हें । इसी कारण 
| बड़े-बड़े वेद के विद्वान्‌ वेंदार्थ में ब्राह्मण ग्रन्थों को 
॥ उपेक्षा कर जाते हैं। वे उन्हें शुष्क वृथा निरर्थक 
| कर्म काण्ड समझते हें, परन्तु उन्हें यह पता होना 
चाहिये कि ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्दर विहित कर्मकाण्ड 
पिण्ड व ब्रह्माण्ड, अध्यात्म ग्रधिदेव आदि में हो 


कक 9 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"२-१ याया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२८ वेद विमर्श 


रहे यज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हें । इन सब क्षेत्रों का 
एक साथ वर्णन होने से ये समझने कठिन हो जाते 
हैं । ऐसा ही स्वामी जी के भाष्य में है । 
स्वामी जी आर्ष कोटि के व्यक्ति थे, उन्होंने 
प्राचीन परिपाटी का अवलम्बन किया और फिर 
सब क्षेत्रों को मिला कर वर्णन करने से ही वे इतना 
भाष्य कर सके हें । यदि वे प्रत्येक क्षेत्र को पृथक्‌- | 
पृथक तथा सरल करके लिखना आरम्भ करते तो | 
एक वेद का भी सम्पूर्ण भाष्य न कर सकते । 
गहराई में पहुंचने वाले व्यक्ति को यह पद्धति 
कोई कठिन प्रतीत नहीं होती । दिव्य दृष्टि पुरुष के 
सासने सब क्षेत्र हस्तासलकवत्‌ होते हैँ । वे एक | 
क्षेत्र के सम्बन्ध में कहते हुये दूसरे क्षेत्र के सम्बन्ध | 
' में भो संकेत करते जाते हैं । यही प्राचीन परिपाटी 
थी । ओर फिर ब्रह्माण्ड व पिड के सब क्षेत्रों का | 
मिलान करते हुये अध्ययन करना ही वेद के रहस्यों | 
को समझने के लिये सर्वश्रेष्ठ परिपाटी है । परतु 
साधारण जनता को इसमें श्रवश्य कठिनाई की | 
श्रनुभव हो सकता है । परन्तु यह कठिनाई भी तभी 
तक है जब तक कि सर्व साधारण में वेदों का पठत | | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ल्न Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदभाष्य 


“५ 


२९ 


पाठन ब प्रचार नहीं होता । इसके लिये यह किया 
जा सकता है कि एक-एक क्षेत्र में अलग-अलग 
ग्रथ लिखाये जायें और स्वामी जी के वेदार्थ को 
परिपुष्ट किया जाये तभी यें समस्यायें हल हो सकती 
हँ । 

इन सब बातों को सोच कर हमने स्वामी जी 
को शेली से अगले कुछ सन्त्रों का भाष्य किया है । 
इन सें कई बातें स्पष्टीकरण की आवश्यकता 
रखती हे, जिसको कि फुट नोट सें दिया जा सकता 
है। स्वासी जी ने इस कठिन आपर्ष शेली को सरल 
बनाने के लिये अपने भाष्य में सरल संस्कृत वा 
सरल हिन्दी देने का प्रयत्न किया है । इसलिये 
भाष्य में आगे इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये 
कि संस्कृत आदि सरल हो ये कुछ सन्त्र जो कि आर्य 
जनता के सामने रखने का हम प्रयत्न कर रहे हें । 
वे ऋग्वेद के ७ वें मण्डल के ६१ वें सुक्त के मन्त्र हें । 
६१ वें सुक्त के प्रथम दो सन्द्ों पर स्वामी जी का 
भाष्य मिलता है । इस ६१ वें सुक्त के मित्र और 
वरुण देवता हँ । स्वामी जी ने सित्र और वरुण का 
अध्यापक और उपदेशक ग्रथे किया है और इन्हें 


| (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“व्या. 


क 0240 यी UR 


ws 


3५0०७० ने 27 पवी 


Digitized by Arya Samaj Foundation र and eGangotri 


२३० वेद-विमर्शं 


प्राण और उदान तथा प्राण और श्रपान से उपमा 
दी है । जिस प्रकार प्राण का कास सर्वत्र प्राण 
क्रिया करमा है उसी प्रकार उदान का काम 
नीचे न गिरने देकर ऊपर उठाते रहना है। 
ब्रह्माण्ड व पिण्ड मे प्राण और उदान के ये दोनों कार्य 
हो रहे हें । इसी प्रकार श्रध्यापक व उपदेशक इन 
दोनों का कर्तव्य है कि वे अपने विज्ञान बल के आधार 
पर श्रन्नादि स्थावर तथा सत्तुष्यादि जंगम प्राणियों 
को श्रनुप्राणित करले रहें । और उदान की तरह 
उनके स्तर को ऊपर उठाये रकखें । इसके लिये 
पृथिवी से लेकर चुलोक तक जितना भी ज्ञान 
विज्ञान है सब उन्हें आना चाहिये । समाज-शास्त्र- 
विज्ञान, प्राणि विज्ञान, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा 
सम्बन्धी सब प्रकार के ज्ञान-विज्ञान का उन्हें पता | 
होना चाहिये । जिस प्रकार शरीर में घ्राण प्राग | 
करणा करता रहता है और आपान मलों को बाहर 
निकालता रहता है इसी प्रकार वे श्रेष्ठ साधनों 
च उपदेशों द्वारा मनुष्यों को श्रनुप्राणित करत 
रहें, और श्रच्छे गुणों को धारण कराते रहें, जो दोष 
आदि बुरी बातें उनमें प्रविष्ट हो गई हों उन्हे ईर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वदभाष्य २३१ | 


करवातें रहें और मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि | 
सदा अध्यापक और उपदेशक के पद को प्रतिष्ठा । 
वा मान करें । उन्हें ऊंचा स्थान दें, और उनकी 
सेवा में सदा तत्पर रहें । इसी प्रकार अन्य भी कई | 
कर्तव्य इस सूक्त में अध्यापक, उपदेशक तथा ॥ 
मनष्यो के लिये बताये हैं जिन का पालन करते | 
रहना चाहिये । 

अगले ६२ वें सुक्त में सूयं के दृष्टान्त से भगवान्‌ 
के गणों का वर्णन किया गया है । जिस प्रकार इस 
सोर मण्डल को यह सूर्य धारण किये हुये है और 
सब को प्रकाशित वा अपने २ कार्यो में प्रेरित करता 
है। इसी प्रकार वह भगवान्‌ इस संपूर्ण ब्रह्माण्ड | 
को थामे हुये है । और अपने-अपने नियत कार्यो में | 
सब को प्रेरित कर रहा है । ऋषि-सहषियों के हृदय |; 
में यह भगवान्‌ सूर्य के समान प्रकाशित होता है । | 
किस प्रकार वह भगवान्‌ हूदयों में प्रकाशित हो | 
सकता है ? इस के लिये ये दो उपाय हैं एक यह है कि । 
“कृत्वा” कर्म चा विज्ञान द्वारा वह भगवान्‌ श्रकट ॥ 
होता है । और कर्मयोगी उन्हें अपने झन्दर प्रकट 
करते हैं । दूसरा उपाय यह बताया है कि सनुष्य तीब्र 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation किक and eGangotri 


२३२ वेद-विमर्शं 


से तीव्र तम गति से चलने बाले स्तुति रूपी घोडे 
भगवान्‌ के पास भेजें, जिल पर कि वह ्रारूद 
होकर भदत के सामने झा पहुंचे । अग्नि रहित 
सामान्य स्तुति भगवान्‌ की प्राप्ति में सहायक नहीं 
है । इस प्रकार मन्त्रों में यह बताया गया है कि 
अध्यापकों और उपदेशकों को भगवान्‌ का साक्षा- 
त्कार करना चाहिये । जिससे कि “यस्मिन्‌ विदिते 
सर्वे विदितं भवति” भगवान्‌ को जान लेने पर 
सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान स्वयं प्राप्त हो जाये. 
ओर वे प्रजा को ज्ञान-विज्ञान द्वारा भली प्रकार 
रक्षा श्रादि कर सकं । ग्ब हम मन्त्रों का भाष्य 
प्रायं जनता व आर्य विद्वानों के सामने समालो- 
चतार्थ व विचारार्थं रखते हें । यदि आय जनता 
व विद्वानों को यह समझ में आ जाये कि श्रार्थ 
समाज का चारों वेदों पर कोई प्रामाणिक भाष्य 
हो तो उन्हें इस ओर प्रयत्न करना चाहिये । इसी 
प्रेरणा के लिये मेंने यह प्रयत्न किया हे । इसमें 
त्रुटि बहुत हो सकती हे, परन्तु यदि इससे चारों 
वेदों का पूर्ण प्रामाणिक भाष्य. करने. को प्रेरणा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क । by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदभाष्य २३३ 


मिल जाय तो हम यह समझेंगे कि हमारा 
काम हो गया । 
पुनस्तौ कीदृशौ भवेतामित्याह 

फिर वे दोनों केसे हों इस विषय को कहते 

ती ड 
प्रोरो मित्रावरुणा पृथिव्या: प्रदिव ऋष्वा- 

द्बृहतः सुदान्‌ । स्पशो दधाथे श्रोषधीषु 
विक्ष्वृधग्यतो अनिमिषं रक्षमाणा ॥ ३॥ 
पदपाठ:-प्र । उरो: । मित्रावरुणा । पृथि- 
व्याः । घ्र। दिवः। ऋष्वात्‌ । बृहतः । 
सुदान्‌ इति सुऽदानू । स्पशः। दधाथे 
इति । ग्रोषधीषु । विक्षु । ऋधक्‌ । यतः । 
ग्रनिऽमिषम्‌ । रक्षमाणा ॥ ३ ॥ । 

पदार्थ--(प्र) (उरोः) विस्तीर्णायाः (मित्रा- । 
वरुणौ) प्राणोदानाविवाध्यापकोपदेशको युवां (पृ- 
थिव्या:) भूमेः (प्रदिवः) प्रक्कष्टद्युतिसतः द्युलोकात्‌ 
(क्रष्वात्‌) श्रेष्ठात्‌ (बृहतः) महतः (सुदानू) f 
सुष्ठु दातारो (स्पशः) स्पर्शवतः विज्ञाननियमान्‌ 


॥ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar । 


Digitized by Arya Samaj Foundation मुनवे and eGangotri 
२३४ वेद-विमर्श 


(दधाथे) धरथः (ओषधीषु) (विक्षु) प्रजास 
(ऋधग्‌) समृद्धि (यतः) यस्मात्‌ (अनिमिषं) 
अहनिश (रक्षमाणा) रक्षां कुदंन्तौ । 

अन्वय:--हे मित्रावरुण ! सुदानू युदां उरो: 
पृथिव्याः ऋष्वात्‌ बृहतः प्रदिवः स्पशः दधाथे । 
यतः ्रोषधीषु विक्षु निनिषं ऋधय्‌ रक्षमाणा 
युवां सततं सेवितव्यो ॥।३।। 


भावार्थः--हे जनाः । श्रज्ञादिषु प्रजासु च 
समृद्धि कासयमाने भैर्वाद्धिविदुषां संगतिविधेया ।।३॥ 


पदार्थ--हे (मिद्वाटरुणा ) प्राण और उदान वायु 
के समान कार्य करने वाले अध्यापक और उपदेशक 
जनों ! तुम दोनों (सुदानू) शोभन दान वाले 
(उरोः) विस्तृत (पृथिव्याः) पृथिवी से तथा 
(ऋष्वात्‌) श्रेष्ठ (बृहतः) महान्‌ (प्रदिवः) 
सूर्य चन्द्रादि द्वारा प्रकाशमान झुलोक से (स्पशः) 
स्पशं करने वाले विज्ञान के नियमों को (दधाथे) 
धारण करते हो (यतः) जिससे (ओषधीष) 
झोषधियों में (विक्षु) प्रजाग्रों में (अतिमिषं) 
रात दिन (ऋधग्‌) समृद्धि की (रक्षमाणा) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदभाष्य २३५ 


रक्षा करते हुये तुम दोनों मनुष्यों से सेवन करने 
योग्य हो ॥॥३॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो ! अन्नों तथा प्रजाश्रों 
में समद्धि की कामना करने वाले तुम को विद्वानों 
की संगति करनी चाहिये ॥॥३॥ 

रक 
पुनर्मनुष्याः कि कुयु रित्याह 

फिर सनष्य क्या करें इस विषय को कहत हु-- 

शंसा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुष्मो 
रोदसी बदबधे महित्वा । ग्रयन्मासा ग्रय- 
ज्वनामवीराः प्र यज्ञमन्म। वृजनं ति- 
राते ॥ ४ ॥ 

पदपाठ:- शंस । मित्रस्य । वरुणस्य 1 
धाम । शुष्मः । रोदसी इति। बद्बधे । 
महिऽत्वा । श्रयन्‌ । मासाः । ग्रयज्वनाम्‌ । 
ग्रवीराः। प्र । यज्ञऽमन्मा । वूजनम्‌ । 
तिराते । ४। 

पदार्थ :-- (शंस) प्रशंस (मित्रस्य) अध्या- 
पकस्य (वरुणस्य) उपदेशकस्य (घाम) पदम्‌ 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation मने and eGangotri 


3 वेद-विमशं | 


(शुष्मः) विज्ञाननलम्‌ (रोइसी) द्यावापृथिव्यौ 
(बद्बधे) बध्नाति (महित्वा) सहिस्ना (श्रयन्‌) 
यन्ति (मासाः) चैत्राद्चाः (अ्रयज्वनास्‌) यज्ञवि- 
रोधिनां (श्रबीराः) वीरतारहिताःः (प्र) (यज्ञः 
सन्मा) यज्ञस्य विज्ञान (वृजनं) वर्जन्ति दुःखानि 
येन तद्बलम्‌ (प्रतिराते) प्रवर्धयति ।।४॥। 

ग्न्य :--हे जन ! त्वं सित्रस्य बर्णस्य च 
धाम प्रशंस । यस्य शुष्म: महित्वा रोदसी ङ्द्बधे । 
अयज्वनां मासाः श्रवीरा यन्‌ । यज्ञमन्मा वृजनं 
प्रतिराते ॥४॥ 

भावार्थ :--ये मनुष्या: विदुषां विज्ञानबलं 
विज्ञाय श्रद्धया यज्ञादिकमाचरम्ति ते बलिनो भूत्वा 
ठु:खान्यतितरन्ति ॥४॥ 

पदार्थ :--हे मनुष्य ! (सित्रस्य) श्रध्यावक 
(वरुणस्य) और उपदेशक के (धाम ) पद की (शंस) 
प्रशंसा कर । क्योंकि उस पद का (शुष्मः) विज्ञान 
बल (महित्वा) अपने प्रभाव से (रोदसी). द्यावा- 
पृथिवी को (बद्बधे) बांध देता है । (अयज्वनां) 
मित्र और वरुण के यज्ञ के विरोधी पुरुषों के (मासाः) 
चेत्रादि मास (श्रवीराः) वीरतारहित (ग्रयन्‌) 


त्‌ 
( 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ही...) by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदभाष्य २३७ 
व्यतीत होते हें । क्योंकि (यज्ञमन्मा) यज्ञ का 
विज्ञान (वृजनं) जिससे दुःख दूर करते हें उस बल 
को (प्रतिराते) बढ़ाता है ।॥४॥ 

भावार्थ :--जो मनुष्य विद्वानों के विज्ञान 
बल को जान कर श्रद्धा से यज्ञादि करते हैं वे बलवान्‌ 
होकर दुःखों को तर जाते हैं । 
पुनस्तेषां क्रियाः कीदृश्यो भवन्तो त्याह । 
फिर उनकी क्रियाएं कंसी होती हँ इस विषय 
को कहते हें-- 
अमूरा विश्वा वृषणाविमा वां न यासु 
चित्रं ददृशे न यक्षम्‌ । 
द्रुहः सचन्ते ग्रनृता जनानांन वां 
निण्यान्यचिते ग्रभूवत्‌ । ५ । 
पदपाठः- श्रमूरा । विश्वा । वृषणौ । इमाः । 
वाम्‌ । न । यासु। चित्रम्‌ । ददुशे। न । 
यक्षम्‌ । द्रुहः । सचन्ते । ग्रनृता । जनानाम्‌ । 
न । वाम्‌ । निण्यानि। ग्रचिते । श्रभूवन्‌ । ५ 
पदार्थ :--(अऋसूरा) अ्रमूढौ (विश्वा) सवे- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SN ta 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2 विमर्श (0 
१३८ वेद-विमश 


ज्ञानसम्पन्नौ (वृषणो) विद्यावर्षको (इमाः) 
ऊर्ध्वोक्ताः क्रियाः (वां) युवयोः (न) (यासु) 
क्रियासु (चित्रं) अद्भुत विज्ञानबलं (ददृशे) 
दृश्यते (न) (यक्षं) संगतं (द्रुहः) द्रोग्धारः 
(सचन्ते) सेवन्ते (श्रनृता) पापानि (जनानां) 
सनुष्याणां (न) (वां) (निण्यनि) अन्तर्गतानि 
विज्ञानानि (श्रिते) ग्रज्ञानाय (अभूवन्‌) भवन्ति। 

ग्रन्वय :--हे वृषणों, अमूरो विश्वौ स्तः, 
वां इमाः (क्रियाः) यासु न चित्रं न यक्षं ददृशे 
(ताः द्रोग्धू गां जनानां सन्ति) जनानां द्रुहः ग्रनृता 
सचन्ते । वां निण्यानि अचिते न श्रभूवन्‌ । 

भावार्थ :--हे मनुष्याः ! द्रोहपूर्णं व्यवहार 
परिहाय विदुषां ज्ञानविज्ञानात्मिका रहस्यमयी 
क्रिया भवद्ििरनुसतंव्या । यतः ज्ञानिनो भूत्वा 
परमं सुखमवाप्नुयुः । 

पदार्थ :-- (वृषणौ) विद्या की वर्षा करने 
बाले हे प्रध्यापक और उपदेशक लोगों ! तुम 
मूढ़तारहित हो और सर्वज्ञान सम्पन्न हो (वां) 
तुम दोनों की (इमाः) उपर्युक्त मन्तो में वणित 
क्रियाये हें रौर (यासु) जिन क्रियाग्रों में (न चित) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


वेदभाष्य २३६ 


न कोई अद्भुत रहस्यमय विज्ञान बल है और 
(म यक्षं) न कोई संगति है ऐसी क्रियायें द्रोह करने 
वालों को होती हँ । (जनानां द्रुहः) मनुष्यों से 
द्रोह करने वाले (नृता सचन्ते) अन॒त रूप पापों 
का सेवन करते हैं । हें अध्यापक और उपदेशकों ! 
(बां) तुम दोनों के (निष्यानि) हृदय में अन्त- 
निहित विज्ञान की बातें ( ) श्रज्ञान के लिये 
(न श्रभूचन्‌) नहीं होतीं । अर्थात्‌ के प्रजाग्रों में ज्ञान 
का प्रचार करते हें । 

भावार्थ :--हे मनुष्यों ! परस्पर के द्रोहपुणं 
व्यबहारों का परित्याग कर विद्वानों की ज्ञान- 
विज्ञान वाली क्रियाओ्रों का तुम्हें अनुसरण करना 
चाहिये जिससे ज्ञानी बनकर परम सुख लाभ कर 
सको । 


पुनर्मनुष्ये: कि कर्तव्यमित्याह 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस बात 
को कहते हैं । 
समु वां यज्ञं महयं नमोभिहुँवे वां 
मित्रावरुण सबाधः । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation मु and eGangotri 


२४० वेद-विमशं 


प्रवां मन्मान्यूचसे नवानि कृतानि 
ब्रह्म जुजुषन्निमानि । ६। 


पदपाठः-सम्‌। ऊ इति । वास्‌ । यज्ञम | 
महयम्‌ । नमःभि। हुवे । वाम्‌ । मित्रावरुणा। 
सबाधः । प्र । वाम्‌ । मन्मानि । ऋचसे। 
नवानि । कृतानि । ब्रह्म । जुजुषन्‌। 
इमानि। ६। " 

पदार्थ :--(समूउ) सम्यक्तया (वां) युवयो 
(यज्ञं) (महयम्‌) पुजयामि। (नमोभिः) स्तुतिभि 
(हुवे) श्राह्नयामि । (वां) युवां (मित्रावरुणा) 
अ्ध्यापकोपदेशको (सबाधः) बाधेन सह वर्तमान 
(प्र) (वां) (मन्मानि) विज्ञानानि (ऋचसे) 
प्रशसिताय कर्मणे (नवानि) नूतमानि (कृताति) 
(ब्रह्म जुजुषन्‌) ब्रह्म सम्बन्धीनि । 

भ्रन्वय :--हे सिल्लावरुणा ! दां यज्ञं तमोभिः 
समु महयम्‌ । सबाधोऽहं वां हुवे । वां ऋच्से कृतानि P 
इमानि नवानि मन्मानि ब्रह्म जुजुषन्‌ । 

भावार्थ :--ये अनुष्याः तयोर्यज्ञं पुज्यबुद्धया | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदभाष्य २४१ 


७ 


| स्वीकुवेन्ति । ते ब्रह्म सम्बन्धीनि नूतनज्ञानानि 
प्राप्नुवन्ति । 

पदार्थ :-- (मित्रावरुणा) हे ग्रध्यापक तथा 
उपदेशकों ! (वां) तुम्हारे (यज्ञं) यज्ञ की में 
(समु महयम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार से पूजा करता हूं । 
ग्रौर (सबाधः) बाधायुक्त श्रर्थात्‌ पीडित में (वां) 
तुम्हें (हुवे रक्षार्थ श्राह्वान करता हूं (वां) तुम्हारे 
(ऋचसे) प्रशंसित कर्म के लिये (कृतानि) किये 
गये (इमानि) ये (नवानि) नये (मन्मानि) 
विज्ञान व आविष्कार (ब्रह्मजुजुषन्‌) ब्रह्म 
सम्बन्धी हें । 

भावार्थ :--जो मनुष्य उन दोनों के यज्ञ को 
पुज्यबुद्धि से स्वीकार कर उस पर आचरण करते 
हैं वे ब्रह्म सम्बन्धी नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हेँ। 


----० ->>< 


“CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ Digitized by Arya Samaj Foundation क्क and eGangotri 


| _आषिल प्राप्ति के कुछ साधन | 


अग्नि, इन्द्र, सोम व वरुण आदि देवताश्रों से | 
॥ मनुष्य को ऋषित्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है, 
| इस पर हमने विस्तार से विचार किया है जो कि 
| फिर कभी पुस्तक रूप सें पाठको के समक्ष रक्खा 
जायेगा । अब हम संक्षेप में ऋषित्व प्राप्ति के कुछ 
श्रन्य साधन यहां प्रस्तुत करते हैँ :-- 


दक्षिणा से ऋषित्व प्राप्ति 


ऋ० १०।१०७।६ का सन्त्र है जो ऋषित्व 
क पर अच्छा प्रकाश डालता है । वह इस प्रकार 
तमेंव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहुयज्ञन्यं सामगामु- 
क्थशासम्‌ । स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो यः 
प्रथमो दक्षिणाया रराध। ऋ०१०।१०७।६ | 
उसी को ऋषि, उसी को मह्या श्रर्थात्‌ ब्राह्मण | 
कहते हूँ, उसी को श्रध्वर्यु और उसी को उवथादि 
| सामों का गान करने वाला सामगायक कहा 
| जाता है। और वही व्यक्ति शुक्र ग्रर्थात्‌ वीर्य मे 


0 ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' 


वळला by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋषित्व प्राप्ति क कुछ साधन २४३ 


उत्पन्न होने वाले तीनों शरीरों (सात्विक, राजस, 
तामस) को जानता है जो कि प्रमुख रूप से 
दक्षिणा को सिद्धि का श्राधार बनाता है । 
दक्षिणा, दान, आत्मदान व श्रात्मसमर्पण ये 
सब एक ही भाव के योतक हें । जिस प्रकार द्रव्य- 
यज्ञों में भौतिक दक्षिणा ऋत्विजों को प्रदान की 
जाती है, उसी प्रकार आत्मिक यज्ञ में आन्तरिक 
दक्षिणाएं प्रदान की जाती हें। सर्वश्रेष्ठ दक्षिणा 
वही है जिससें अपने सम्पूण अंग, प्रत्यंग व उनकी 
कामनाएं तथा आत्मा तक दक्षिणारूप में देवों को 
सौंप दिया जाये । अ्रतः भगवान्‌ को ग्रात्मार्पण 
करनेवाना व्यक्ति ही ऋषि बनता है । 


मातृशक्ति द्वारा ऋषित्व प्राप्ति 


संसार रूपी राष्ट्र को धारण करने वाली सर्वे 
जगत्‌ निर्मात्री मातृशक्ति भी ऋषित्व को प्रदान 
करने वालो है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
भ्रहमेव स्वयमिदं बदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि « ` 
ते सुमेधाम्‌ । ऋ० १०।१२५।५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Ea Chennai and eGangotri 
२४४ वेद-विमर्श 


देवों आर मनुष्यों द्वारा सेवित उस श्रद्धायक्त 
वचन (श्रद्धिवं) को उन द्वारा में ही बोल रही होती 
हूं । जिसको में चाहती हूं उसे उग्र बना देती हूं, जिसे 
चाहती हूं उसे ब्रह्मा, उसे ऋषि और उसे सुमेधा 
बना देती हूं । 


इंस मन्त्र द्वारा यह स्पष्ट ध्वनित हो रहा है कि 
ऋषि. बनाता जगन्माता के श्रपने हाथ में है । यही 
भाव उपनिषदों में भी उपब्‌ हित हुआ है । 'यमेदेष 
वृणुते तेन लभ्यः अर्थात्‌ जिसे भगवान्‌ चाहते हें 
बही भगवान्‌ को प्राप्त कर सकता है । परन्तु इसका 
यह तात्पर्य नहीं कि भगवान्‌ व जगन्माता निरंकुश 
व स्वेच्छाचारी प्रशासक हे । नहीं, बे तो दयालु हैं। 
इससे पूवं मन्त्र में स्पष्ट किया है कि जो उसे सानते 
हुँ, उस पर श्रद्धा रखते हँ, उस पर सर्वस्व निछावर 
कर देते हें, वे ही माता की असीम कृपा पाते हँ । 
उसे न मानने वाले विनष्ट: हो जाते हैं (अमन्तवो 
मांत उपक्षियन्ति) इस प्रकार जगन्माता की कृपा 
से ऋषि बनते हें । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काव्य से ऋषित्व प्राप्ति 
ऋण ८।७६।१ में आता है कि क्रर्षिविप्रः | 
काव्येन' अर्थात्‌ काव्य से विप्र ऋषि बनता है । विप्रों | 
में सर्वोत्क्ष्ट स्थान ऋषि का है । इसीलिये कहा है 
कि ऋषिविप्राणाम्‌' अर्थात्‌ यह सोम विप्रों में ऋषि 
बनता है । विप्रों में सोम का सर्वोत्कृष्ट रूप ऋषि 
बनना है । और यह सोम भी ऋषित्व को उस समंय 
प्राप्त होता है जब कि उसमें काव्य ग्रर्थात्‌ क्रान्त- 
दशिता व अतीन्द्रियार्थ दशित्व उत्पन्न हो जाता है । 
काव्य वेद को भी कहते हैं । अतः वेद भो परोक्ष 
ब सूक्ष्म दिव्य तत्वों का पिटारा है । इसलिये 
शंकराचार्य ने कहा है कि-- 
चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सुक्ष्म 
व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवं जातीयमर्थ शक्नो- 
त्यवगमयितूमिति । शां०भा० १।२ 
इससे यह स्पष्ट है कि वेद का असली ज्ञान 
दिव्यता, सूक्ष्मता व ऋषित्व को प्राप्ति पर ही संभव 
है। विप्र ऋषि के संबन्ध में एक मन्त्र है जो कि उसके 
स्वरूप व शक्तियों को स्पष्ट कर रहा है । वह इस 
प्रकार हे-- 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj उ Chennai and eGangotri 
२४६ वेद-विमर्श 


ऋषि विप्रः पुर एता जनानामृभुर्धीर उशना 

काव्येन । स चिद्विवेद निहितं यदासामपीच्यं 

गुह्यं नाम गोनाम्‌ । ऋ०९।८७।३ । | 

अर्थात्‌ विप्र ऋषि मनुष्यों का श्रग्रणी होता है। | 
ऋत से देदीप्यमान (ऋभु-ऋतेन-भाति) धोर, 
कान्तिसान काव्य के कारण सदेजनप्रिय (उशना 
काव्येन) वह ऋषि क्रान्तदृष्टि की सहायता से या 
वेद से (काव्येन) दिव्य प्रकाशों के पिहित (ग्रपीच्यं) 
प्रच्छन्न व गृह्य नामों को श्रथवा गृह्य स्वरूप को 
जानता है । 


तप से ऋपित्व प्राप्ति 


सम्पूर्ण वैदिक साहित्य एक स्वर से इस तथ्य को 
उद्घोषित कर रहा है कि ऋषि तपस्या से उत्पन्न 
होते हैं । वेद का एक मन्त्र है-- 
ऋषीनार्षयांस्तपसोऽधि जातान्‌ । ग्रथ . ११।१।२६ | 
` अर्थात्‌ ऋषि और ग्रार्षेय दोनों तप से उत्पन्न 
होते हैं.। . 
क्रषीन्तपस्वतो यम तपोजां ग्रभिगच्छतात्‌ । 
ग्रथवे. १८२१४ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हका by Arya Samaj Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoi  ] Chennai and eGangotri 


। 


ऋषित्व प्राप्ति के कुछ साध २४७ | 


हे यमाधिष्ठित पुरुष ! त्‌ तप से उत्पन्न व | 
तपस्या करते हुये ऋषियों के पास पहुंच । | 
| इसी प्रकार श्रन्य वेदिक साहित्य में भी श्रनेक | 
। स्थल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जहां कि | 
ऋषियों का तप से विशिष्ट सम्बन्ध बताया गया है । 
ग्रब विचारणीय यह है कि तप क्या है ? क्या शरीर h 
को सुखाना, सर्दी गर्मी की परवाह न करना, ग्रनेक | 
कष्ट देना, झखा रखना व उसकी आवश्यकताश्रों 
की पुति न करना तप हे? शास्त्रों की दृष्टि में 
यह तप नहीं है, पर साधारण जन इसे ही तप मानते 
हं । गीता में इसे आसुरी-तप माना है (ग्र. १७।५, 
६)गीता के १७ वें ग्रध्याय में तप पर अत्युत्तम प्रकाश 
डाला है । मनुमहाराज कहते हें कि ब्राह्मण का तप 
ज्ञानोपलब्धि है । क्षत्रिय का तप रक्षा है, 
वेश्य का तप वार्ता, व्यवसाय है और शूद्र 
का तप सेवा करना है (मन्‌ .११।२३%) । ऋषि 
लोग अपने आप को संयम में रखकर फल, झूल और 
वायु का भक्षण कर तप के प्रभाव से चराचर सहित 
त्रैलोक्य को देख लेते हें (मनु. ११।२३६) उसी 
प्रकार ऋषि लोग वेदों को भी तप क प्रभाव से प्राप्त 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२४८ ल्क 


कर लेते हें (मनु. ११।२४३) । ब्राह्मण के लिये 
स्वाध्याय ही तप है ऋषित्व की प्राप्ति में स्वाध्याय 
के साथ 'मनसश्चेन्द्रियाणां चेवाग्रयं परमं तपः’ 
सन और इन्द्रियों को एकाग्र करना भी श्रभोष्ट होता 
है। यह भी एक परम तप माना है । और ज्ञानप्राप्ति 
का यही सर्वोत्तम साधन है । स्वाध्याय ही परम तप है | 
इसको प्रशंसा शतपथ ब्राह्मण में यहां तक आती है कि- | 
अ्रप्यभ्यवतः । ग्रलंकृत: सुहितः सुखे शयने शयानः 
स्वाध्यायमधीत ग्राहेन नखाग्रेभ्यस्तप्यते । 
श०प०११।५।७।४ 
तेल रादि चुपड़े हुये, ग्राभूषणों से ग्रलंकृत, 
मधुर भोजन से तृप्त श्रथवा सुखशंया में सोते हुये भो 
यदि स्वाध्याय करता है तो वह नख क प्रग्र भाग तक 
तपता है । 
एक सन्त्र ग्राता है जिसमें यह कहा गया है कि 
ऋषियों के तप के प्रभाव से राष्ट्र में बल और श्रोज 
पदा हो जाता है । वह मन्त्र इस प्रकार है-- 
भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपो दीक्षामुप- 
निषदुरग्रे । ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जात 
` तदस्मै देवा उप संनमन्तु । श्रथवं०१६।४१।१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हु by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋपित्व प्राप्ति के कुछ साधन २४९ 


मुक्ति, स्वर्गं व दिव्य श्रानन्द के ज्ञाता ऋषि 
लोग सृष्टि के प्रारम्भ सें प्राणिमात्र के कल्याण की | 
कासना से तप और यज्ञ दीक्षा को प्राप्त हुये थे । | 
इससे राष्ट्र निर्भय व उसमें बल व ग्रोज पेंदा हो | 
गया । उसी प्रकार देव इस राष्ट्र में भो बल व ओज | 
प्राप्त करावें । 

इस प्रकार इस मन्त्र में यह स्पष्ट निर्देश हुआ | 
है कि ऋषियों के तप व यज्ञ-दीक्षा के प्रभाव से 
राष्ट्र का निर्माण होता है और उसमें बल व ओज 
पदा हो जाते हैं । 

ऋषित्व में स्तुति 

ऋषि निर्माण में स्तुति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण 
है । अन्य सब साधनों का अवलम्बन करते हुये भी 
ऋषि स्तुति का सेवन निरन्तर करते हैं । वेद में 
ऋषियों का मनुष्यों से पार्थक्य स्तुती से भी बताया 
है । वहां आता है-- 

ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ । 

ऋ० १।८४।२ । 
अर्थात्‌ वह इन्द्र ऋषियों की स्तुति द्वारा और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj EE Chennai and eGangotri 


२५० वेद-विमर्श 


मनुष्यों के यज्ञो हारा पकड़ में ग्राता है । 
इस सन्त्र में ऋषियों रोर मनुष्यों में क्या 
बिभेद हो सकता है वह स्पष्ट हो जाता है । और 
` भी कई विभेदक तथ्य हें जो कि हमें सन्तरों में उपलब्ध 
होते हँ । इस उपर्युक्त मन्त्र का यह भाव नहों 
समझना चाहिये कि ऋषि यज्ञ नहीं करते कराते थे। 
परन्तु सन्त्र को यह ध्वनि प्रतीत होती है कि ग्रभीष्ट 
सिद्धि में मनुष्यों के पास प्रमुख रूप से यज्ञ ही 
साधन है । मनुष्य यज्ञ द्वारा जो कुछ प्राप्त कर सकता 
है, वह सब और उससे भी ञ्रधिक ऋषिं लोग 
संकल्प व स्तुति से प्राप्त कर लेते थे । स्तुति से 
ऋषि तक बन जाते हें जिस ब्यक्ति की ऋभु लोग 
रक्षा करते हें या ऋत से प्रदीप्त शक्तियां जिस 
व्यक्ति में प्रविष्ट होती हें, बही स्तुति करने वाला 
ऋषि बन जाता है । (स ऋषिर्दचस्यया स्तोत्रेण 
ऋ० ४।३६।६) ऋषित्व का निर्माण करने वाली 
स्तुति का स्वरूप क्या होना चाहिये इसका कुछ 
कुछ आभास हमें निस्त वाक्य से हो जाता है । 
वह यह है ऋषिन स्तुभ्वा’ ऋ०१।३६।२१ । 
वह ग्रग्नि स्तुति गान करने वाले ऋषि की तरह है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


% 


ऋषित्व प्राप्ति के कुछ साधन २५१ 


'स्तुभ्वा' स्तोभ से बना है । स्तोभ स्तम्भन को कहते 

हँ । इससे ग्रचेना व स्तुति भी वही ग्रहण की जायेगी | 
जो कि मनुष्य के चित्त को थामे रक्खे । प्रायः | 
मनुष्यों का मन स्तुति करते हुये इधर-उधर दोड़ता 

रहता है पर ऋषियों का नहीं । इसी प्रकार ऋषियों 

को स्तुति के सम्बन्ध में अनेक मंत्र वेदों में आते हैं 

जिनमें कुछ मन्त्र हमने अग्नि, इन्द्र आदि देवों पर 

लिखते हुये आगे दिखाये हैं । 


स्तुति किसकी ? 


अब प्रश्न यह आता है कि ऋषित्व प्राप्ति के 
लिये हम किसकी स्तुति करें ? इसक निर्णय के लिये 
हमें यह देखना चाहिये कि पूर्व ऋषि किसकी 
स्तुति किया करते थे ? वेदों में भी अग्नि, इन्द्र, 
श्रश्विनो . प्रादि विविध देव रूपों की ग्रावश्यकता- 
नुसार विकास-क्रम को ध्यान में रखते हुये स्तुति का 
विधान हुआ है । परन्तु वेद में एक आध मन्त्र हमें 
ऐसा भी दृष्टिगोचर होता है जिससे यह ध्वनि 
निकलती प्रतीत होती है कि ऋषित्व की प्राप्ति के 
लिये भगवान्‌ की स्तुति करना आवश्यक नहीं है । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj यी Chennai and eGangotri 


२५२ वेद-विमर्श 


भगवान्‌ की स्तुति न करके अन्य योगिक साधनों 
हारा भो ऋषित्व को प्राप्त किया जा सकता है । 
वह मन्त्र इस प्रकार है-- 

ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुत्रहंषयो ये च तुष्टुवुः । 

समेद्‌ वर्धस्व सुष्टुतः। ऋ. ८। ६।१ २ 

उपर्युक्त मन्त्र के दो अर्थ हो सकते हैं । एक ग्रथ 
तो सामान्य है जो कि भगवान्‌ को मानने वाले 
भगवद्भक्तो को युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 
वह इस प्रकार है-- 

हे इन्द्र ! (ये त्वां न तुष्टुवुः) जो मनुष्य तेरी 
स्तुति नहीं करते (ये च ऋषयः तुष्टुवुः) और जो 
ऋषि तेरी स्तुति करते हँ । परन्तु एक दूसरा ग्रथ भी 
है जिसको श्रमान्य करना आति कठिन है, और वह 
इस भांति हो सकता है । हे इन्द्र ! (ये ऋषयः 
त्वां न तुष्ट्वु:) जिन ऋषियों ने तेरी स्तुति नहीं की 
(ये च तुष्टुवुः) और जिन ऋषियों ने तेरी स्तुति 
को । 

इस मन्त्र के उपर्युक्त अर्थ को स्वीकार करने 
वाले विद्वानों का यह कथन हो सकता है कि भगवान्‌ 
बुद्ध ने अपनी योग सिद्धि में भगवान्‌ की स्तुति को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है: प्राप्ति के कुछ साधन २५३ 


02 


स्थान नहीं दिया । ऐसे विद्वानों के मत में दोनों प्रकार 
से ऋषि बना जा सकता है । भगवान्‌ की स्तुति 
द्वारा भी और श्रन्थ योगिक साधनों द्वारा भी । 


मेधा द्वारा क्ल पित्त 


उत्कृष्ट सेशाशक्ति भी ऋषित्व को प्रदान 
करने वाली है । तेन्ग्रा० १०1३६ सं आता है कि 
त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवि ।' हे मेधा देवि ! 
तुझको सेवन करने वाला व्यक्ति ऋषि बन जाता है । 
जिन ऋषियों को मेधा बहुत प्यारी होती है उन्हं 
'प्रियमेधा' नाम से वेदों में कहा गया है । मेधाप्राप्ति 
के श्रनेक मन्त्र वेद में आते हें। कष्वो में एक ऋषि 
मेधातिथि भी हे इसकी मेधा में ग्रतिथि आते हैं । 
इस ऋषि पर हमने कण्ववंशी ऋषियों पर विचार 
करते हुये पर्याप्त प्रकाश डाला है । इस प्रकार मेधा 
द्वारा भी ऋषित्व की प्राप्ति होती है । 


ण ण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Chennai and eGangotri 


श्रद्धा की आराधना 


ऋषि--श्रद्वा कामायनी । देवता--्रद्धा । 
छन्द--श्रनृष्ट्य । ऋ० १० स० १५१ सु० 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य मूधेनि वचसा वेदयामसि ॥१॥ 
(अद्या) श्रद्धा से (अग्निः समिध्यते) रग्नि 
प्रदीप्त की .जाती है (श्रद्धया) श्रद्धा से (हविः 
हृयते) यज्ञ में ग्राहुति दी जाती है (अहां) श्रद्धा को 
हम (वचसा) कान व वाणी द्वारा (भगस्य मूर्धनि) 
एश्वय के शिखर पर (वेदयामसि) पहुंचाते हँ । 
भावाथ--इस मन्त्र सें निम्न बातों पर प्रकाश 
डाला गया है । 
_ १. श्रद्धा से अग्नि-ससिन्धन । 
श्रद्धा से हवि-प्रदान । 
३. श्रद्धा से उच्च कोटि के ऐश्वर्य की 
प्राप्ति । 
४. उपर्युक्त बातों का बेदवाणी द्वारा 
प्रकटन । 
मनुष्य में ग्रग्ति का समिन्धन व उद्दीपन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है. यी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रद्धा की ग्राराधना २५५ 


श्रद्धा बल से ही होता है । भगवान्‌ जब सृष्टि यज्ञ 
रचने लगा तब श्रुति की सर्वप्रथम ऋचा अ्रग्निमीडे 
पुरोहितं०' द्वारा उसने श्रग्नि का सब से पहले 
स्मरण किया, और उसे पुरोहित (पुरः हितम | 
आगे रखना या सब से पूर्व ला रखना) पद पर प्रति- | 
ष्ठित किया । भगवान्‌ में तो स्वाभाविको श्रद्धा है । | 
इसलिये श्रग्नि की प्रदीप्ति के लिये उसे श्रद्धा की 
ग्रावश्यकता न थी । पर हमें तो स्वात्म यज्ञ व अन्य 
कोई भी यज्ञ रचने के लिये अ्रग्नि.से भी पूर्व श्रद्धा का 
ग्राह्मात करना पड़ेगा तभी अग्नि का समिन्धन 
व प्रज्वलन हो सकेगा । 

श्रद्धा का ग्रर्थ है “श्रत्‌ सत्यं दधातीति श्रद्धा” 
सत्यता को धारण करने वाली श्रद्धा वही कहलाती 
है जिस में सत्यता का ग्रंश हो । श्रद्धा भक्तिमय 
्रवस्था को एक भावना है जिस भक्तिमय भावना 
में सत्यता का अंश न होगा, वह श्रद्धा, अन्ध श्रद्धा, 
झूठी श्रद्धा, तथा वास्तविक ध्येय से दूर ले जाने 
वाली होगी । हम जिस चीज को सत्य समझते हैं 
उंसी की हम अपने . मन-मन्दिर.में पुजा करते हें 
श्रीर उसके लिये संबंस्व तक को ्राहुति-देने के लिये 


i 
is 
|: 
दै 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RTT, FS CERNE SN DS 


Digitized by Arya Samaj Foundation न and eGangotri 


२५६ वेद-विसर्श 


तैयार हो जाते हें । परन्तु वास्तविक सत्य क्या है 
इसका निर्णय हम अपनी स्वल्प तथा सीमित बढ़ि से 
नहीं कर सकते वह तो हमें प्रभु की वाणी बेद हारा 
ही पता चलेगा । यह प्रभु का संदेश है, यह उसको 
वाणी है कि हे जीव “श्रद्धा से अ्रर्नि परदीप्त होती है” 
जिस चोज को हम कामना करते हुँ, पहले उस चीज 
को सत्यता को कसौटो पर कस कर उसके प्रति 
श्रद्धा पेदा करें, इस प्रकार जब हमारे सन को साथ 
श्रद्धा का सम्पक होगा तो उससे चिनगारी ग्रर्थात 
संकल्पाग्नि आविर्भूत होगी । किसी भी कार्य को 
पूरा करने के लिये संकल्पाग्नि की अ्रत्यन्त ग्रावश्यकता 
होती है । जितने भी उग्र रूप से हमारे श्रन्दर संक- 
ल्पारिनि प्रदीप्त होगी उतना ही शी तथा सुचारू 
रूप से वह कार्य पुणं होगा । कोई भी कार्य हम करने 
लगे उसके लिये यह आवश्यक है कि हम संकल्पाग्नि 
को पेदा करें । यदि हम चाहते हें कि हम वेदों के 
गूढ़ रहस्यों को समझने लगें तो हमें बेदों के प्रति 
श्रद्धा पदा करनी होगी, तभी संकल्पाग्ति द्वारा 
हमारा काय सिद्ध हो सकेगा । यदि हम चाहते हँ 
कि गृहस्थ के बन्धनों में न फसे तो हमें वेराग्य की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रद्धा की आराधना 


“९१ 


५७ 
उत्कट अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी जिस से कि 
विषय वासना आदि नाष्ट्र व श्रासुरीक्षाव हमारे | 
ग्रन्दर विकार न पैदा कर सके । इसी प्रकार जितनी | 
भौ अन्य श्रग्नियां हें उन सब के प्रदीप्त होने के लिये 
श्रद्धा की आवश्यकता है जिस कार्य के प्रति हमारी 
श्रद्धा नहीं वहां संकत्पाग्नि के न होने से वह कार्य 
कभी भी सुचारू रूप से पुर्ण न हो सकेगा । 
आगे मन्त्र से कहा है कि “श्रद्धया हूयते हविः” 
हवि भी श्रद्धा से दी जातो हे । हवि शब्द का प्रयोग 
उच्च ध्येय क लिये दी गई ग्राहुति के लिये ग्राता है । 
यह श्रद्धा सब अहिसामय शध्वरों की जननी है । 
सब यज्ञ इसी आधार पर पुणं होते हें इसी के बल पर 
बड़े-बड़े ऋषि सहषियों तथा सन्त महात्माग्रों ने 
बड़े-बड़े यज्ञ रचे और उन में सर्वस्व तक को ग्राहुति 
दे दी । इसी प्रकार साधारण मनुष्य भी जब कभी | 
दिव्य भावनाओं से प्रेरित होता है तब तन, मन, | 
धन श्रर्थात्‌ सर्वस्व तक की श्राहुति दे देता है । 
मनुष्य में समाज प्रेम, जाति प्रेस, देश प्रेम तथा 
प्राणीमात्र पर दया को भावना, ये सब बातें श्रद्धा पर | 
ही ग्राश्रित हें । किसी चीज के प्रति श्रद्धा पैदा होने पर 


RES 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar जै 
त्‌ 
के 


Digitized by Arya Samaj ट्क Chennai and eGangotri 
नाय 
२५८ वद-विसश 


मनुष्य को उस चीज के प्राप्त करने की इच्छा होती 
है । उस वस्तु को प्राप्त करने के लिये मनष्य में 
संकल्पाग्नि प्रज्ज्वलित होती है और इस संकहपामि 
को प्रदीप्त रखने के लिये मनुष्य तन, मन, धन 
अर्थात्‌ सर्वस्व तक को झाहुति दे देता हे । अपने 
उद्देश्य के लिये आहुति प्रदाता मनुष्य ही उच्च कोटि 
के ऐश्वर्य का उपभोग करता है । इसलिये वेद कहता 
है कि “श्रद्धां भगस्य सूर्धेनि” हे मनुष्यों ! श्रद्धाशील 
पुरुष ही सब प्रकार के एश्वर्य को प्राप्त करते हूँ । 
श्रद्धा ही धर्म की जनती है.। श्रद्धा ही से सब 
कार्य निष्पन्न होते हें । श्रद्धा के बिना जीवन ख्खा 
तथा प्राण रहित होता है । भरतः वेद कहता है कि 
अपने जीवन में श्रद्धा को स्थान दो तभी उच्च कोटि 
के ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकोगे । 

प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः । 

प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मे उदितं कृधि ॥२॥ 

(श्रद्धे) हे श्रद्धा देवि ! (ददतः प्रिय) 
देने वाले का तू प्रिय कर (दिदासतः प्रियं) दान की 
इच्छा वाले का भला कर (भोजेषु) भोजन दते 
वालों तथा (यज्वसु) यज्ञ करने बालों का. (प्रिय) 


(0-0. In Public Domain. Surukul Kangri Collection, Haridwar 


है. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रद्धा को श्राराधना २५६ 


प्रिय हो । और (से इदं) मेरा यह प्रिय तू (उदितं 
कृधि) उदीयमान कर । 

दान देना सर्वोत्तम बात है । भय से दो, 
लज्जा से दो, चाहे किसी भी रूप में दो, परन्तु 
दो अवश्य । यदि श्रद्धा से दो तो सर्वोत्तम बात 
हे । धन-दोलत व ऐश्वर्य न भी हो तो भी दानको 
भावना से भावित रहो । याद रक्खो उतना ही प्रिय 
होगा जितना देने से होता है । हे श्रद्धे ! तुझ से मेरी 
यह विनम्र विनती है कि भूखों प्यासों को भोजन देने 
वालों तथा यज्ञ करने वालों का जो प्रियाचरण तू 
करती है वह मेरा भी कर । 

यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे । 

एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कधि ॥३॥ | 

(यथा) जिस प्रकार (देवाः) देवों ने (उग्ेषु i 
असुरेषु) उग्र असुरो में (श्रद्धा चक्रिरे) श्रद्धा पदा 
की अ्रथवा उन में श्रद्धा की (एवं) उसी प्रकार ही 
हे श्रद्धे तू (अस्माकं) हमारे (भोजेषु ह 
भोजन देने वालों तथा यज्ञ करने वालों में ( 
कृधि) उस श्रद्धा को उदित कर । ह 

देवों में पक्षपात नहीं है । यदि उग्र कर्म करन । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj ES Chennai and eGangotri 
२ > ~ कू. 
२६० बद-विमश 


वाले असुरों में भी अपने उद्देश्य की पुति के लिये 
श्रद्धा युक्त दृढ़ मनोबल है तो देवता भी उन में 
श्रद्धा रखते हैं और उन के सहायक बनते हें; इस 
लिये आवश्यकता यह है कि हम मनुष्य भी अपने 
उद्देश्य को पूर्ति के लिये सर्वे प्रथम श्रद्धा पदा करें और 
आसुरी दृढ़ता के साथ कायं में जुट जाये, जिस से देव 
हमारे सहायक बनें । 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥४॥ 
(वायुगोपाः) प्रजाओं में वायुमण्डल के रक्षक 
थवा प्राण साधना करने वाले (देवाः यजमानाः) 
दिव्य यजमान (श्रद्धां उपासते) श्रद्धा की उपासना 
करते हैं और वे (हुदय्यया श्राकूत्या) हृदय के 
संकल्प बल से (श्रद्धां) श्रद्धा को बनाये रखते हं 
' क्योंकि (श्रद्धया वसु विन्दते) श्रद्धा से ऐश्वर्य प्राप्त 
होता है । र 
प्रजाओं में श्रद्धा का वायुमण्डल श्रबाधित 
रूप में प्रवाहित रहे, यह दिव्य नेताग्रों की दिव्यता 
व उन की श्रद्धा पर ग्राथित है । यदि उन में दिव्यता 
व श्रद्धा नहीं है तो प्रजाग्रों में दिव्यता का संचार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बिए. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रद्धा की ग्राराधना २६१ 


नहीं हो सकता । श्रद्धा का वायु मण्डल हृदय के 
ग्रटूट संकल्प बल पर निर्भर हे । इसलिये राष्ट्र 
रूपी यज्ञ के यजमान दिव्य नेता यदि श्रद्धा युक्त 
दृढ़ मनोबल से नेतृत्व करेंगे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति 
होगी और कार्य में सफलता मिलेगी । 

आश्रो ! हम सब मिलकर श्रद्धा का श्राह्वान 
करें । 

श्रद्धां प्रातहंवामहे श्रद्धा सध्यन्दिनं परि । 

श्रद्धा सुर्यस्य निस्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥५॥ 

(श्रद्धा प्रातः हवासहे) श्रद्धा का हम प्रातःकाल 
आह्वान करते हैं । (श्रद्धां मध्यन्दिनं परि) मध्यान्ह 
काल में श्रद्धा का आह्वान करते हैं तथा (सुयंस्य- 
निम्नुच्ि श्रद्धा) सूर्यास्त के समय में भी श्रद्धा कौ 
पुकार करते हैं । इसलिये (श्रद्धे) हे श्रद्धा देवि! तू 
(इह) यहां इस यज्ञ में ्रथवा इस भूतल पर (नः) 
हमें (श्रद्धापय) श्रद्धायुक्त बना । 


——o—— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj ००० Chennai and eGangotri 


भगवान्‌ को ओढुनी 


य इमे द्यावापृथिवी जजान यो द्रापि कृत्वा 
भुवनानि वस्ते । यस्मिन्‌ क्षियन्ति प्रदिशः 
षडुवोर्या: पतद्को श्रनुविचाकशीति । तस्य देवस्य 
क्रृद्धस्यतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति । 
उद्वेपप रोहित प्रक्षिणोहि ब्रह्मज्यस्प प्रति- 
मुञ्च पाशान्‌ । थे . १३।३।१ 

(यः) जिस परमात्मा ने (इभे द्यावापृथिवी) 
इन झुलोक और भूलोक को (जजान) पैदा किया । 
्रौर (यः) जो (द्राप) अपने श्रापको ओढ्नी 
(कृत्वा) बना कर (भुवनानि) सब लोकों को 
(वस्ते) आच्छादित कर रहा हें । (यस्मिन्‌) 
जिस परमात्मा में (षट्‌) ये ६ (उर्वीः) विस्तृत 
(प्रदिशः) प्रकृष्ट दिशायें (क्षियन्ति) निवास 
करती हें । (याः) जिन दिशाओं को (पतङ्गः) 
नित्य गतिशील सूर्यं (ग्रनुविचाकशीति) प्रका- 
शित करता है । 

(यः) जो पुरुष (एवं) इस प्रकार सब के 
ग्राधारभूत परमात्मा को जानने वाले (विद्वांसं) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बिक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भगवान्‌ की ग्रोढ़नी २६३ 


विद्वान्‌ (ब्राह्मणं) ब्राह्मण का (जिनाति) विनाश 
करता है । (एतत्‌) यह (श्रागः) ्रपराध (तस्य ) 
| उस (कस्य) क्रुद्ध (देवस्य) देव परमात्मा के प्रति 
। होह! 
हे (रोहित) सबको उन्नत करने वाले परमात्मन्‌ 
(ब्रह्मज्यस्य) ब्रह्मघाती को (उद्वेपय) कंपा दे 
(प्रक्विणीहि) उसका विनाश कर दे और उसको 
(पाशःन्‌) फंदे डाल कर (प्रतिमुञ्च ) बांध ले। 
भादार्थ--इस मन्द्र में परमात्मा रोहित शब्द 
| से याद किया गया है और यह प्रार्थना की गई हैं 
कि हे रोहित जो दुर्जन मनुष्य तेरे ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ 
भक्तों का विनाश करता है तू उस ब्रह्मघाती का 
विनाश कर । 
रोहित शब्द रुह धातु से बना है जिसका अर्थ 
है--उत्पन्न होना, बढ़ना, उन्नति करना इत्यादि । 
रोहित शब्द से पता चलता है कि परमात्मा को 
पैदा किया जाता है और उसको दिनों दिन बढ़ाया 
जा सकता है । पर यह उत्पत्ति और वृद्धि आलंका- 
रिक है; भवत मनुष्य उस परमात्मा का आह्वान 
करते हें । जैसा कि इस मन्त्र के अन्दर परमेश्वर 


(७-0. In-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj ह Chennai and eGangotri 


२६४ वेद-विमर्शं 


का अग्नि स्वरूप से आह्वान किया गया है । 
“अर्त आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये नि होता 
सत्सि बहिषि ।” (साम.१ प्रपाठक १ मं०) और उसे 
हृदयासन पर बेठाया गया है । इसी को बेदों में 
परमात्मा का पैदा होना कहा गया है । वह भक्त-जनों 
के सनोमन्दिर में उत्पन्न होता है श्रोर वहीं वृद्धि को 
प्राप्त करता है । परमात्मा की उत्पत्ति एक दूसरे 
मन्त्र से अच्छी तरह से स्पष्ट की गई है । “त्वामग्ने 
पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत०' (साम १ प्रा० ८ म०) 
हे ग्रस्ते प्रथर्वा--चञ्चलता रहित मनुष्य तुम को 
हृदयरूप समुद्र मे मन्थन करके पैदा करते हैं । 
हृदयरूपी समुद्र सें उस भ्रमत स्वरूप परमात्मा का 
निवास स्थान है । वहीं से भक्तजन इस अमृत को 
पैदा करते हें और उसकी वृद्धि करते हें, यही ग्रमृत- 
मन्थन है और यही परमात्मा की उत्पत्ति का साधन 
बेदों में बताया यया है । इस लिये परमात्मा को इस 
मन्त्र में रोहित शब्द से याद किया गया है ग्रौर यह 
निर्देश दिया है कि ब्राह्मणों को चाहिये कि वे अपने 
हृदयासन पर उस पुज्य देव को बेठाबें । आगे मन्त्र 
में बताया गया है कि उस रोहित की महिमा कितनी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भगवान्‌ को ग्रोढ्नी २६५ 


हे । हे भगवन्‌ ! तूने ही ये ुलोक और भूलोक आदि 
लोक-लोकान्तर बनाये तू ही इन सब के श्रन्दर 
व्यापक है । और “ग्रो३म्‌ अमृतोपस्तरणमसि” 
हे अमृत स्वरूप परमात्मन्‌ श्रोढ़नी भो तू है और 
“रों अमृतापिधानमसि” बिछोना भी तू है । ये सारी 
दिशायें तेरे ही अन्दर मौजूद हें । अ्रर्थात्‌ कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं कि जहां वह वस्तु हो और तू न हो । 
हें परमात्मन्‌ ! तू सर्वव्यायक है तू सर्व द्रष्टा है तू 
सबका सहारा है भक्त जन तेरा सहारा ले कर इन 
प्राकृतिक भोगों से ऊपर उठ कर तुझ तक पहुंचने का 
प्रयत्न करते हँ । परन्तु हे भगवन्‌ ! हम साधारण 
मनुष्य इस तेरी महिमा को नहीं जानते श्रौर यदि 
कभी जान भी जाते हें तो ये प्राकृतिक दृश्य तेरी 
महिमा को भुलवा देते हैं । हे भगवन्‌! हम ग्रशक्त हैं 
हमें शक्ति प्रदान करो जिससे तेरी महिमा को जान 
सके और तेरे प्रति प्रयाण कर सकें । हे भगवन्‌ ! 
दूसरी प्रार्थना यह है कि ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ भक्त को 
जो किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाता है वह तेरा 
शत्रु है । त्‌ ऐसी परिस्थिति पैदा कर कि वे ब्रह्मघाती 
- मनुष्य तेरे डर के मारे कांषने लगें उन्हें तेरी दुर्जन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj ° Chennai and eGangotri 


२६६ वेद-विमर्श 


बिघातिनी शक्ति का भय हो । तू उन्हें इतना क्षीण कर 
कि वे अपने स्वार्थी को पुरा न कर सके रर वे 
सदा के लिये नष्ट हो जायें। हे रोहित !त्‌ दुष्टों को 
अपने फंदे में फांसने वाला है । अतः जो मनुष्य 
ब्राह्मण को हिसा करता है तू उस ब्रह्मघाती को 
अपने फदे में बांध ले और ऐसा बांध कि वे फिर 
कभी सच्चे त्यागी ब्राह्मण को ओर ग्रांख भी उठा कर 
न देख सके । 


०० > 299. 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह्व कक TS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रत-अहण 


अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मे 
राध्यताम्‌ । इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि ॥ 
यजु०१।५॥ 


(अग्ने) हे अ्रग्रणी तथा प्रकाशस्वरूप पर- 
मात्मन्‌ ! (त्रतपते) हे व्रत के मालिक ! में (व्रतं) 
ब्रत का (चरिष्यामि) आचरण करूंगा । हे सर्वे- 
शक्तिमान्‌ मेरे में ऐसी सामथ्यं हो कि में (तत्‌) 
उस व्रत को (शकेयम्‌) पूरा कर सकू (मे) सेरा 
(तत्‌) वह ब्रत (राध्यताम्‌) सिद्ध होवे । वह 
मेरा ब्रत यह है कि (अहं) में (श्रनृतात्‌) अनृत 
ग्र्थात्‌ असत्य को छोड़ कर (इदं सत्यं) इस 
सत्य को (उपंसि) प्राप्त करता हूं । 
इस सन्त्र में निम्न बातें दर्शायी गई हैं । 
१. परमात्मा को अग्नि रौर ब्रतपति के रूप 

सें याद किया गया है । 

अग्नि =श्रग्रणी, नेता 
= प्रकाश स्वरूप । 


ES ७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ह eGangotri 


२६५ 


शत 

६. 

भावार्थ-- हे अग्ने ! अग्रणी, इस ब्रह्माण्ड 
का नेतृत्व करने वाले परमात्मन्‌ ! तुम व्रतपति 
हो ! तुम अपने ब्रतों का ठीक-ठीक पालन करते 
हो । परन्तु भगवन्‌ ! में अ्रल्पज्ञ जीव ! ब्रत की 
महिमा को न समझता हुआ पतन की ओर चला 
जा रहा हूं । परमात्मन्‌, तुम प्रकाश-स्दरूप हो । 
ग्रतः मेरे मनो-मन्दिर में प्रकाश करो जिससे कि 
में श्रन्धकार से दूर हो कर, आपके ज्ञान स्वरूप 
प्रकाश में निवास करता हुआ ब्रतों का ठीक-ठीक 
चुनाव कर सक्‌ । मेंने बहुत से व्रत धारण किये, 
समय-समय पर उनमें परिवर्तन भी किये परन्तु 
उनमें से किसी को भो में निभा न सका । 

हे भगवन्‌ ! मेरी इच्छा-शक्ति इतनी प्रबल हो, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेद-विमर्श 


ब्रत ग्रहण का निश्चय । 

ब्रत को पुणं करने के लिये परमात्मा से 
शक्ति को प्रार्थना । 

ब्रत के सिद्ध होने में आशा तथा ग्रात्म- 
विश्वास । 

ग्रनृत का परित्याग । 

सत्य रूप ब्रत का ग्रहण । 


कळ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्रत-ग्रहण 


~ 


६६ 


मेरा निश्चय इतना दृढ़ हो, और मेरे में इतना 
उत्साह हो कि में अपने व्रत से विचलित न हो 
सक्‌ । किसी प्रकार का भी लोभ मुझे अपने व्रत से 
फिसला न सके । हें ज्योतिष्मन्‌ ! में अपने व्रत से 
विचलित तभी होता हूं जब कि श्रापकी ज्योतिर्मय 
किरण दिखाई नहीं देती, उस समय मेरे मानसिक 
जगत्‌ में निराशा रूपी अ्रन्धकार छाया रहता है, 
मुझे अपने व्रत के पूरा होने में सन्देह होता है और 
मोका पाकर दुष्ट भाव मुझे अपने पथ से च्युत 
कर देते हँ । ग्रतः ऐसी शक्ति दो जिससे कि दुष्ट- 
भावों का मुझ पर असर न हो सके । हूं प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मन्‌ ! आपको व्रतपति के रूप म॑ 
देखता हुआ में किर ब्रत धारण करता हूं, ब्रतनिष्ठ 
ग्रापको श्रादर्श मानता हुआ अपने ब्रत पर ग्रटल 
रहूंगा । और तुम भी अपने प्रकाश-स्वरूप नतृत्व 
से मझे ठीक रास्ता बताओ जिससे कि में उसका 
अ्रनसरण कर सक्‌ । अतः भगवन्‌ आपसे प्राथना 1 
है कि ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे कि में अपने | 
व्रत को निभाने में समर्थ हो सकूं और सेरा ब्रत- 
पुणं होवे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation कक and eGangotri 
२७० वेद-विमर्श 


वह मेरा ब्रत यह्‌ है कि में आज से ही अनत 
श्र्थात्‌ असत्य का परित्याग करता हूं और सत्य 
को स्वीकार करता हूं । में अपने जीबन में सदा 
सत्य का पालन करूंगा और असत्य को दर भगा- 
ऊंगा । परन्तु हे ग्रग्ने ! यह सत्य का रास्ता बड़ा 
बिकट है, तलवार की धार पर दौड़ना है । हे भग- 
वन्‌ जिस व्यक्ति को तेरा नेतृत्व नहीं मिला, वह 
इस रास्ते पर न चल सका । बयोकि श्रज्ञाना- 
स्धकाररूपो बादलों से शाबूत मानसिक वृत्तियां 
सत्या-सत्य सें विवेक नहीं कर सकतीं । इस संसार- 
सागर में तरते हुये कई बार एसी अवस्था श्रा 
जाती है कि मनुष्य सत्यमार्ग को न जानकर 
'ग्रसत्य की श्रोर चल पड़ता है, और उसे ही सत्य 
समझने लगता है । हे झग्रणी ! तब आपके नेतृत्व 
को आवश्यकता होती है । ज्ञान स्वरूप परमात्मन्‌ 
इसी प्रकार जब में किकतंव्य विमूढ हुग्रा- 
हुआ सत्या-सत्य में विवेक न कर सकूं तब श्रापका 
नेतृत्व मुझे प्राप्त हो ग्रौर आपके हाथ का सहारा 
लेकर स इस भवसागर से पार होऊ । 

हे भगवन्‌ ! ग्रभी तक में सोचता कुछ श्रौर ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कट. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रत-ग्रहण २७१ 


बोलता कुछ हूं ओर करता कुछ और ही हूं। मेरे 
मन, वचन तथा कर्म में एकता नहीं । हे सर्वे 
शक्तिमन्‌ ! सुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे भन में सदा 
सत्य विचार ही पैदा हों, वाणी में भी सत्य हो 
और कर्म में भी सत्य हो । आज मुझे ज्योतिर्मय 
परमात्मा का नेतृत्व प्राप्त हुवा है और मेरे में श्रात्म- 
विश्वास पैदा हुआ है, में ग्रवश्य ही अमूत का परि- 
त्याग कर सत्य का पालन करूंगा । दुनिया की 
कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो मुझे सत्य के ब्रत से 
विचलित कर सके । 


29५ 2०५, 


——o—— 


। 
|| 
। 
| 
। 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj | Chennai and eGangotri 


विश्व प्रेम की भांकी 


जनं बिती बहुधा विवाचसं नाना धर्माणं 
पृथिवी यथोकसम्‌ । सहख धारा द्रविणस्य मे 
दुहांध् वेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ 
अथवे० १२ का० १ सु०४५म० 
ग्रथ-- (पृथिवी) यह पृथ्वीमाता (विवाचसं) 
बिविध प्रकार की बोली वाले (नानाधर्माणम्‌) 
नाना प्रकार के धर्सों वाले (जनं) प्राणि मात्र को 
(यथौकसम्‌) एक घर की तरह (बहुधा बिभ्रती) 
बहुत रूपों में धारण करती हुई (से) मेरे लिये 
(द्रविणस्य) धन की (सहस्रं धारा) हजारों 
धारायें (डुहाम्‌) दोहन करे अर्थात्‌ दे (इव) यथा ` 
(श्रनपस्फुरन्ती) बिना झुंझलाये (ध्य्‌ वाधेनुः) शांत 
रौर स्थिर गाय (देती है) 
इस मन्त्र में निम्न बातें दर्शायी गई हैं -- 
१. विविध भाषा-भाषी तथा नाना धर्म वालों 
में परिवारिक दृष्टि । 
२. हजारों धाराग्रों में ऐश्वर्य का हमारी श्रोर 
बहुना । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्व प्रेम की झाँकी २७३ 


पृथिवी का धावा धेनु होना । 

इस मन्त्र सें 'विवाचसम्‌' 'नानाधर्माणम्‌' 
'जनम्‌' और 'यथौकसम्‌' ये चार शब्द बहुत महत्व 
रखते हे । और इस प्रकरण मं 'जनम्‌' शब्द का ग्रथ 
है, प्राणीमात्र, जो कि जन्म लेता है । इस प्राणि जगत्‌ 
की वाणियों के भाषा शास्त्रियों ने दो विभाग किये 
हें व्यक्त और अव्यक्त । पशु-पक्षियों की बोलियां 
ग्रव्यक्त बोलियां कही जाती हैं और मनुष्यों की 
व्यकः । इन पशु-पक्षियों की बोलियां अव्यक्त तो हैं, 
परन्तु तो भी इनकी श्रब्यक्त अर्थात्‌ अस्पष्ट बोलियों 
से किसी अंश तक इनके हृद्गत श्रनुभव पता चल ( 
ही जाते हैं । इन पशु-पक्षियों की भी न जाने कितनी 
असंख्य बोलियां हें । दूसरी मनुष्यों की व्यक्त 
अर्थात्‌ स्पष्ट बोलियां हैं । मनुष्यों में देश भेद से 
भाषाओं की भिन्नता तो होती हो है । परन्तु एक 
देश में भी सैकड़ों भिन्न-भिन्न भाषायें पाई जाती हैं । 

इस तरह से वेद में बताया गया है कि पृथ्वी 
पर विविध भाषाश्रों का होना अत्यन्त स्वाभाविक 
है । दूसरा शब्द इस सन्त्र में आया है नानाधर्मा- 
णम्‌” यहां धर्म शब्द बहुत व्यापक श्रथं में प्रयुक्त 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Chennai and eGangotri 
, २७४ वेद-विमर्श | 


हुम्रा हे । धर्म का अ्रथं हे प्रकृति अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी 
का अपना-अपना वास्तबिक स्वभाव । केवल वाणी में 
ही यह विविधता नहीं अपितु प्राणी २ की प्रकृति 
में भिन्नता पाई जाती हे । उदाहरणार्थ मनुष्य- 
समाज पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि हर एक 
की रुचियों में भिन्नता है । किसी को मिष्टान्न प्यारा 
है तो किसी को कंदमूल फल ही प्यारे लगते हैं । 
किसी को ऊंचे-ऊंचे राजप्रासाद मोह लेते हैं तो 
किसी दूसरे को पवंतों ग्रोर नदियों के संगम पर 
बनी हुई तपोभूमियां हो ग्राकषित करती हैं । कहने 
का तात्पर्य यह है कि भिन्नरचि हि लोकः” मनु- 
ष्यों की रुचियां भिन्न-भिन्न हें । हर एक के अपने २ 
स्वभाव हँ । किसी को किसी चीज से शान्ति मिलती 
है तो किसी को किसी दूसरी चीज से । इस प्रकार 
अपने २ स्वभावों के अनुसार ही मनुष्यों ने धर्म के 
रूप सें कुछ नियम धारण किये हुये हैं । इस लिये 
पृथ्वी पर नाना धर्मों का होना भी श्रत्यन्त 
स्वाभाविक हे । वास्तव में विविधता ही इस प्रकृति 
का सौन्दय है । सृष्टि में यदि विविधता त हो तो 
सृष्टि अपनी स्थिरता न रख सके । परन्तु यह विवि- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्व प्रेम की भांकी २७५ 


धता होते हुये भी सारी सृष्टि में एक सूत्र पिरोया 
गया है जो कि विविधता को समानरूपता और 
ग्रनेकता को एकता में धारण किये हुये है । इसी 
तथ्य को बताने के लिये श्रगला शब्द हैं यथौकसम्‌” 
्रर्थात्‌ एक घर की तरह । केसा श्रत्युत्तम 
सार्वभौमिक बंधुत्व का एक ग्रादश चित्र खींचा 
गया है । यह पृथिवी माता भिन्न २ बोलियों वाले, 
नानाधर्मो वाले प्राणिमात्र को पुत्र के समान अपनों 
गोदी में आश्रय दे रही है । इसीलिये मनुष्यों को 
यह उपदेश दिया गया है कि चाहे वें कोई सी 
बोली बोलने वाले हों, किसी भो धर्म को मानने 
वाले हों और चाहे किसी भी देश के रहने वाले हों 
आपस में भ्रातृत्व प्रेम से रहना चाहिये । 

जिस प्रकार एक आदर्श परिवार में सब 
भाई बहिन परस्पर बड़े प्रेम से रहते हें और एक 
दसरे की उन्नति में सहायक होते हैं उसी प्रकार 
हम सब को भी इस पार्थिव परिवार में प्रेम से 
रहना चाहिये । परमपिता परमात्मा भी सन्त्र में 
ग्राये “यथौकसम्‌” द्वारा हमें यही उपदेश दे 


रहा है ।. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ड eGangotri 
२७६ वेद-विमशं 


जब हस विविध भाषा-भाषी तथा नाना धर्मों 
वाले आपस में भातृभाव से रहेंगे तभी हमारी 
सवं प्रकार को उन्नति होगी । 


ऐश्‍वर्य की सहस्नों धारायें 


पृथिवी-पुत्नों के परस्पर भ्यातृभाव से रहने 
का शुभ परिणाम यह होता है कि एश्वर्य की 
सहस्रों धाराये एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को श्रोर 
प्रवाहित होती रहती हूँ । मन्त्र में ऐश्वर्य को 
द्रविण कहा है । दविण' और 'द्रव' (जल) ये 
दोनों शब्द प्रबाह को सूचित करने वाली 
दु गतौ' धातु से निष्पन्न हुए हें । धन व ऐशवयं 
वही श्रेष्ठ है जो प्रवाहित होता रहे, एक स्थान 
से दूसरे स्थान तथा एक देश से दूसरे देश म 
जाता रहे । जहां जिस वस्तु का प्रभाव है वहां 
पर वह वस्तु पहुंच जाया करे, बेद की दृष्टि में तभी 
सच्ची पारिवारिक भावना समझो जायेगी । गह 
भूमि माता सोना, चांदी, लोहा श्रादि ताना भांति 
की धातुओं,नाना प्रकार के धनधान्यों, औषधियों, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्व प्रेम की झांकी २७७ 


तथा वस्त्र सामग्रियों की सहस्नों धाराओं का 
निरन्तर स्थिरभाव से हम पुत्रों के लिये दोहन 
करती रहती है । 


थ्रि वाधेनु' 


इस भूमि को वेद ने 'प्रुआधेनु कहा हे । जिस 
प्रकार एक दुधारु, तथा उत्तम नस्ल की गो स्नेह 
तथा वात्सल्य से दोग्धा के लिये दूध की धारायं 
| प्रवाहित करती है उसी प्रकार यह मातृभूमि रूपो 
3 गो परस्पर भाइयों की तरह प्रेमपु्वक रहने वालों 
के प्रति ऐश्वर्य की सह्नों धाराग्रों को प्रवाहित 
करती है । 
यंदि सब देशों के निवासी परस्पर प्रेमपु्वेक 
भाई-भाई की तरह से नहीं रहेंगे तो यह मातृ- 
भूमि भो ऐश्वर्य प्रदान करने वाली न होगी । 
वेद की दृष्टि में ग्रतिवृष्टि या अनावृष्टि का 
होना, दुर्भिक्ष का पड़ना तथा ग्रन्य सब प्रकार 
के अभाव इस बात के परिणाम हैं कि हम परस्पर | 
भात भाव से नहीं रहते । ग्रतः वेद का सत्र 1 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ह 


२७८ वेद-विमर्श 


पृथिवी के निवासियों को यह उपदेश है कि 
वाणीभेद, धर्मभेद, जातिभेद तथा देशभेद होते 
हुए भी परस्पर प्रेमपूर्वक रहो, पारिवारिक 
भावना से व्यवहार करो तभी यह मातृभूमि रूपी 
गो 'श्रुवाधेनु के समान ऐश्वर्य की सह्नों धाराग्रो 
को हमारे प्रति प्रवाहित करने वाली होगी । 


जल 0 लाल 


| 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है. जा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सच्चा गृहस्थाश्रम 


इहैव स्तं मा वियोष्टं विश्वमायु व्यंश्नुतम्‌ । 
कीडन्तौ पुन्न नंप्तूभि मोदमानौ स्वे गृहे ॥ 
ऋ०१०।८५।४२ । 

शबदार्थः-हे पति और पत्नी ! (इहैव) इसी 
घर में (स्तं) बने रहो (मा वियोष्टं) एक दूसरे 
से अलग मत होवो (पुत्रैः) पुत्रों से (नप्तुभिः) 
पौत्रों से (क्रीडन्तौ) खेलते हुये (सवे गृहे) श्रपने इस 
घर में (मोदमानौ) सुख से रहते हुये (विश्वं आयुः ) 
सम्पूर्ण आयु को (व्यश्नुतम्‌) व्यतीत करो । 

भावार्थः--इस सन्त्र में निम्न बातें. ध्यान 
देने योग्य हें । 

१. यहीं रहो; 

२. एक दूसरे से पृथक्‌ न होग्रो । 

३. और पुत्र पौत्रों के साथ श्रानन्दपूदक 

आयु व्यतीत करो । 

आाज गृहस्थ-जीवन प्रायः भार रूप प्रतीत 
होता है । गृहस्थियों में वह आनन्द दिखाई नहीं 
देता जो कि वास्तव में होना चाहिये । कारण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


२८० वेद-विमर्श 


क्या ? इसका कारण यही है कि हस गृहस्थ 
में एक आश्रम को दृष्टि से प्रविष्ट नहों होते । 
इस संसार सागर को तरने क लिये गृहस्थ नौका 
के समान है । संसार-रूपी उत्तुंग पर्वत चोटी 
को लांघने के लिये गृहस्थ सर्वोत्तम साधन है । 
यदि हम गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों को जानते हों 
श्रौर उन्हें यथाशक्ति पुरा करने की कोशिश करते 
हों तो गृहस्थ एक अद्वितीय सुख का साधन बन 
जाता है । बेद में जहां स्थान २ पर गृहस्थ क 
कतंव्यों को दिखाया गया है, वहां इस मन्त्र के 
अन्दर भी गृहस्थो कं लिये कुछ कतव्य बताये गये 
हँ, यदि गृहस्थी उन कतंव्यों का पालन करेगा तो 
निश्चय से वह सुखी होगा । पहला कर्तव्य जिसकी 
ओर मन्त्र का निर्देश है वह है, इसी घर में ही 
मिलकर रहना । जिस घर में पति-पत्नी के अन्दर 
प्रेस नहीं, वहाँ बे मिलकर नहीं रह सकते । वे एक 
दूसरे से अलग होना चाहते हें । एक दूसरे से 
घृणा पदा होती है । इसका परिणाम यह होता 
है कि वे एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाते हुँ । जिस 
पति के अन्दर पत्नी के लिये ग्ररद्धाङ्भिनी भाव होता 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हैं. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सच्चा गृहस्थाश्रम २८१ 


हे श्रोर जिस पत्नी के श्रन्दर पति के लिये स्वामी- 
भाव होता है वहां ही सच्चा सुख होता है । और वे 
एक-दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं । उनमें 
कभी लड़ाई नहीं होती । बे एक दूसरे से उकसाते 
नहीं । परन्तु जिस पति के अन्दर पत्नी के लिये 
अर्द्धा्धिनी-भाव नहीं, ओर जिस पत्नी के अन्दर पति 
के लिये स्वामी भाव नहीं वहां प्रेम नहीं हो सकता । 
बात-बात पर लड़ाई होती है । इसका परिणाम 
यह होता है कि वे एक-दूसरे से दूर रहने को 
कोशिश करते हूं और जिन देशों में तलाक की 
प्रथा है वहां तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम 
देखा जाता है । प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है । 
सुख प्रेम, और सम्मिलन के अन्दर ही मिल 

सकता है अलग होने में सुख नहीं ग्रौर यदि हम 
चाहते हें कि निरन्तर सुख हो तो हमें चाहिये कि 
हम प्रेमपूर्वक एक दूसरे के साथ रहें । प्रेम-पुर्वक 
एक-दूसरे के साथ मिल कर रहने का साधन यह 
है कि हम गृहस्थ को श्राश्रम की दृष्टि से देखें । 
बिषयभोग का स्थान न समझें और धर्म को ऊंचा 
स्थान दें तो हम कभी भी एक-दूसरे से अलग 


> (९-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ह 


द वेद-विमर्श 


नहीं हो सकते । वेद की तो श्राज्ञा यह है कि “मा 
वियोष्टम्‌” हे पति पत्नी ! तुन कभी भी एक दूसरे 
से अलग सत होवो एक दूसरे को तलाक मत दो | 
जहां घर में प्रेमपूर्वक मिलकर रहा जायेगा, वहां 
कभी घुणा, द्वेष, क्रोध, दुःख आदि का समा- 
देश ही नहीं हो सकेगा और न ही कभी तलाक देने 
की अवस्था पैदा होगी, और उस घर सें प्रेम, 
आनन्द, तथा सुख का राज्य होगा, तो स्वभावतः 
हमारी आयु बहुत विस्तृत होंगी । केवल पुत्रों 
के साथ ही नहीं अपितु पोल्रों के साथ भी हम सुख 
से खेल सकेंगे । दीर्घं आयु प्राप्त करने का 
सर्वोत्तम साधन भी यही है कि हम प्रेम से रहें, एक 
दूसरे को घणा को दृष्टि से न देखें और पुत्र और 
पौत्रों के साथ खेलते हुये अपने कतंव्यों का पालन 
करते जायें, तो गृहस्थ संसार-सागर से तारमे वाला 
बन जाथे और मनुष्य भी सुख से रहें । यही उपदेश 
इस मन्द्र में दिया गया है । 


——o—— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आन्तरिक दिव्य वाणी 


पाप और पुण्य में विवेक के लिये परमात्मा की 
श्रोर से मनुष्य को कई कसोटियां दी गई हें उनमें एक 
कसोटी आन्तरिक दिव्यवाणी भी है । जब मनुष्य 
कोई पाप करने लगता है श्रथवा किसी भावावेश में 
गकर कोई पाप कर बेठता है तब बह आन्तरिक 
दिव्यवाणी बोलती है और मनुष्य को पाप करने से 
रोकती है । जो मनुष्य उस वाणी को सुनकर पाप 
करने से विरत हो जाते हैं । वे प्रकृति की ओर से 
ली गई महान्‌ से महान्‌ परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण 
हो जाते हँ । परन्तु जो मनुष्य उस वाणी को नहीं 
सुनता श्रोर सुनकर भी अनसुना कर देता है, उस में 
बह दिव्यवाणी बोलना बन्द कर देती हे । ऐसे मनुष्य 
को जहां पहिले पाप करने में संकोच होता तथा भूय 
लगता था वहां श्रब वह निडर हो जाता है ओर 
बड़े से बड़ा जघन्य पाप भी कर बेठता है । इसी 
दिव्यवाणो के सम्बन्ध में “जेमिनीयोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण” २।५।१ में एक आलंकारिक वर्णन दिय है 
बह हम पाठकों के समक्ष स्पष्ट करने का प्रयत्न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ह 


२८४ वेद-विमर्श 


करते हें वह इस प्रकार है-- 

“देवा व ब्रह्मणो वत्सेन वाचमदुह्णन्‌ । अग्नि- 
हवे ब्रह्मणो दत्सः। सा या सा वागू ब्रह्मच तत्‌ । श्रथ 
योऽस्निम्‌ त्युः सः । तामेतां वाचं यथा धेनुं वत्सेनो- 
पसुज्य प्रत्तां दुहीतवमेव देवा वाचं सर्वान्‌ कामान्‌ 
ग्रदुल्नन्‌ । दुहे ह वे वाचं सर्वान्‌ कामान्‌ य एवं वेद। 
स हेषो$नानृतो वाचं देवीमुदिन्धे बद वद वदेति । 
तद्‌ यदिह पुरुषस्य पापं कृतं भवति तदाविष्करोति । 
यदिहैनदपि रहसीव कुर्वन्मन्यतेऽथ हैनदाविरेव 
करोति । तस्माद्वाव पापं न कुर्यात्‌ ।* 

अर्थात्‌ देवों ने ब्रह्म के वत्स से वाणी का दोहन 
किया । प्रश्न होता है कि वह ब्रह्म का वत्स कोन है? 
इसके लिये कहा कि “अग्नि हैं ब्रह्मणो वत्सः” 
श्रर्थात्‌ श्रग्नि ही ब्रह्म का वत्स है । ग्रागे प्रश्न किया 
कि ब्रह्म क्या है ? इसके उत्तर में कहा कि साया 
सा वागू ब्रह्मच तत्‌” श्रर्थात्‌ जो यह दैवी वाक्‌ है यही 
ब्रह्म हे । ग्रग्नि के सम्बन्ध में अगले चरण में एक 
बात और कह दी कि “अथ योऽगिनिम्‌ त्युः सः” यह जो 
अग्नि है यह मृत्यु भी है । इस उपर्युक्त प्रकरण को 
हम संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हँ-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह । by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रान्तरिक दिव्य वाणी २८५ 
माता (धनु) वत्स 
वाक्‌ (ब्रह्म) अग्नि (मृत्यु) 


हमारी जो श्रान्तरिक दिव्य वाणी है जो कि 
हमें समय-समय पर सचेत करती रहती है वह यहां 
ब्रह्म है । और जिस श्रग्नि के धारण करने से मनुष्य 
ग्रालसियों की तरह बेठा नहीं रहता, अपने आदर्श 
के पीछे पागल हुआ सा फिरता है, और सब काम- 
नाश्रों को पुति कर लेता है, और पाप से परहेज रखता 
है, वह अग्नि यहां ब्रह्म का वत्स है, क्योंकि यह अग्न 
ग्रान्तरिक दिव्यवाणी से उत्पन्न होती है, इसलिये यह 
अग्नि वाक्‌ का वत्स है । वाक्‌ से ही यह उत्पन्न 
होती है और वाक्‌ से सम्पर्क कर सब काननास्रों 
का दोहन करती है । मनुष्यों में यह अग्नि दो प्रकार 
से पदा होती है । एक किसी प्रभावशाली दिव्य- 
शक्ति पुरुष के ग्रोजस्वी वाक्यो से और दूसरे अपनी 
श्रान्तरिक दिव्य वाणी से । किसी सन्त महात्मा व 
ऋषि के ग्रन्तरतस से निकले हुये ्रोजस्वी वाक्य 
मनुष्यों में अग्नि पदा कर देते हैं। सहषि दयानन्द. 
श्री अरविन्द तथा महात्मा गान्धी की वाणी ने न 
जाने कितने मनुष्यों में अग्नि पैदा कर दी । परन्तु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२८६ वेद-विमर्श 


हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि वह वाणी 
आन्तरिक हो, अन्दर की गुहा से निकली हुई हो, 
उपरी वाणी न हो । दिव्य पुरुषों की तो आन्तरिक 
वाणी ही बोलती है, इसलिये सर्वसाधारण मनुष्यों 
पर वह चमत्कारिक प्रभाव डाल देती है । सवंसाधा- 
रण मनुष्य भी यदि आन्तरिक वाणी को सुनने 
का प्रयत्न करे और तदनुसार ही आचरण करें 
तो कालान्तर सें जाकर उनके अपने अन्दर भी अग्नि 
उद्बुद्ध हो सकती हे । इस प्रकार थह अग्नि वाक्‌ 
रूप ब्रह्म का वत्स है । क्योंकि मनुष्य की श्रन्तरतम 
हृदय गुहा में आत्मा के अन्दर विराजमान परमात्मा 
की तरफ से यह प्रेरित होती है । इस दृष्टि से इसे ब्रह्म 
कहा है व ब्रह्म सम्बन्धी माना है । श्रब विचारणीय 
यह है कि ्रग्नि को जो मृत्यु कहा है उसका क्या 
भाव है । जिस मनुष्य में यह श्रग्नि पेदा हो जाती 
है वह उसके अब तक के व्यक्तित्व को 
समाप्त कर देती है । स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने 
“कल्याण मागे का पथिक” में जो अपने जीवनः 
चरित्र का परिचय दिया है, उसमें स्पष्ट रूप से 
दो पृथक्‌ २ चित्र दिखाई देते हैं । उनके पूर्व जीवन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रान्तरिक दिव्य वाणी २८७ 
तथा उत्तर जीवन में महान्‌ श्रन्तर हे । पूर्वं जीवन 
साधारण भोगवाद का जीवन हे और उत्तर जीवन 
/ एक तपस्वी का जीवन हे । यह भेद इसलिये है कि 
मर्हाष दयानन्द की ओजस्वी वाणी से अग्नि के 
प्रज्वलित हो जाने पर उनके सब दोष भस्म हो 
गये । पुराने मुन्शीराम सर गये व नये महात्मा 
सुन्शीराम की उत्पत्ति हुई । श्रग्नि का यही मृत्यु- 
रूप है । 
अरब प्रश्‍न होता है कि श्रग्नि के प्रज्वलित हो 
जाने पर क्या करे ? इसके लिये आगे कहा है कि-- 
) तामेतां वाचं यथा धेनुं वत्सनोपसुज्य प्रत्तं 
| दुहोतेवसेव देवा वाचं सर्वान्‌ कामान्‌ अ्रडुहन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सनुष्य परमात्मा की तरफ 
| से प्रदत्त गो के साथ बछड़े को लगाकर दूध दोह 
| लिया करते हे, उसी प्रकार देव पुरुषों ने इस ग्रान्तरिक 
| दिव्य वाणी के साथ उसके बड़े भ्रग्नि का सम्पर्क 
कराके सब कामनाग्रों का दोहन किया । 
| सन्त महात्माओं, ऋषि-सुनियों के उन्नति के 


मार्ग में जो-जो भी बाधायें ग्राती हैं, वे अरग्निपुञ्ज 
ऋषि वाणी से पथप्रदर्शन के लिये प्राथना करते हं। 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ह 


२८८ वेद-विमश 


बह उन्हें मार्ग दिखाती है, सब बाधायें दूर होती ह 
ग्रौर उनकी सब कासनायें पूरी होती हें । इसी प्रकार 
जो मनुष्य इस तत्व को जानता है वह इस अन्तरिक 
वाणी से सब कामनाश्रों का दोहन कर लेता है। 

अब प्रश्‍न होता है कि कामनाश्रों के लिये क्या 
करें ? इस पर कहा कि-- 

स हेषो$नानृतो वाचं देवीमुदिन्धे वद, वद 
बदेति । 

अर्थात्‌ वह मनुष्य श्रनृत का परित्याग कर 
दिव्यवाणी को अ्रग्नि द्वारा प्रदीप्त करता है । 
प्रदीप्त करने का तरीका क्या है ? इसके लिये कहा 
कि वह वाणी से कहे कि हे देवि ! तू बोल, बोल, 
बोल ! 

यदि मनुष्य जीवन में से असत्य का परित्याग 
कर श्रान्तरिक दिव्य वाणी से मार्ग-प्रदर्शन के लिये 
प्राथना करे तो वह श्रवश्य मागं दिखाती है । 
प्रार्थना करने पर वह वाणी करती क्या है ? इसके 
लिये श्रागे कहा कि “तद्‌ यदिह पुरुषस्य पापं 
कृतम्भवति तदाविष्करोति यदि हैनदपि रहसीव 
ु्वेन्मन्यतेऽथहैनदाविरेब करोति। तस्माद्वाव पापं 


) 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


ल्ला Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आन्तरिक दिव्य वाणी २८६ 


न कुर्यात्‌ । 

श्र्थात्‌ इस दिव्य वाणी से प्रार्थना करने पर 
पहले तो वह पुरुष के कृत पापों का प्रकट कर देती ॥ 
है । श्रोर जिसको मनुष्य यह समझता है कि में इस 
पाप को एकान्त में ही कर रहा हूं इसे कोई नहीं 
जानता उस पाप को भी वह प्रकट कर देती हैं । 

इसलिये उन्नति के चाहने वाले मनुष्य को पाप 
नहीं करना चाहिये । इस प्रकार आन्तरिक दिव्य- 
वाणी का यह श्रतिसंक्षिप्त स्वरूप हमने यहां प्रद- 
शित किया हे । 


चान 0 सया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


ग्रे | पुरोहित उठ जाग 


्रायंसमाज आजकल जीवन मरण के संघर्ष | 
में से गुजर रहा है । पहिले भी कई बार इसी भांति 
वह संघर्ष को भट्टी में तप चुका है । परन्तु हमें यह 
स्मरण रखना चाहिये कि अब तक जितने भी 
संघर्ष श्रायंसमाज को करने पड़े हें वे सब स्थूल जगत्‌ 
के स्थूल स्तर पर हुये हें । इससे भी भयंकर संघर्ष 
आयंसमाज को “सुक्ष्म जगत्‌ में प्राणिकस्तर व 
मानस स्तर पर करने होंगे, और वे संघर्ष सर्व- 
साधारण जन के न होकर विद्वत्समाज में एक ) 
विशिष्ट प्रकार की योग्यता वाले किन्हीं विरले 
व्य.देतयो से सम्बन्धित होंगे । 

्रायंसमाज का प्राण व अन्तिम ध्येय वेद है। | 
श्रौर वेद की सत्योपलब्धि बिना योग-साधना के 
सम्भव नहीं । और योग साधन में प्राणिक व मानस 
स्तर को आसुरी शक्तियां अत्यधिक भयंकर व | 
उग्र रूप की होती हें जब तक ग्रार्यसमाज को इन | 
सूक्ष्म स्तरों पर विजय भहीं मिल जाती तब तक 
रार्यसमाज की चरमोन्नति व चिरस्थायित्व नहीं 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र । 


RE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरे ! पुरोहित जाग २९१ 


हो सकला । ये स्थूल जगत्‌ के संघर्ष आर्य समाज में 
कुछ समथ क लिये ग्रवश्य जान फूक दग परन्तु रहेंगे 
ये सामयिक उपचार ही । वैसे तो स्वामी दयानन्द 
जसे लोकोत्तर चमत्कारी पुरुष भगवान्‌ की देन 
होते हैं परन्तु प्रयत्न से ऊचे स्तर के कुछ व्यक्ति 
समाज में पदा किये भी जा सकते हँ । प्रश्न पदा होता 
है कि वे प्रयत्न क्या हें ? बहुत से प्रयत्न हो सकते हें। 
उदाहरण के तौर पर हम यह कह सकते हें कि 
एक विशिष्ट प्रकार के संघर्ष में पड़े हुये विशिष्ट 
आध्यात्मिक उन्नति के अभिलाषी पुरुष को सम्मान 
के स्थान पर कभी नहीं पहुंचना चाहिये । उनके 
गले में जयमालायें व फूल मालाय डालनो, जल्से 
जलूसों में बुलाना उन्हें बहिर्मुखी बनाना है । श्रोर 
सुक्ष्म जगत्‌ में हो रहे संघर्ष में आसुरी शक्तियों की 
सहायता करनी है । उच्च कोटि का विद्वान्‌ भी 
सम्मान से पतित हो जाता है । मनु महाराज ने 
यह ठीक ही कहा है । 
“ सम्मानाद्‌. हिजो नित्यभुद्विजेत विषादिव । | 
 ्रमृतस्येव चाकांक्षेदमानस्य स्वेदा ॥ 

इसलिये आर्य समाज क कर्णधारों व नेतागरों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and E 
= रश 
२६२ वेद-विमर्श 


को यह विचारना चाहिये और विवेकपुर्वक यह 
निश्चय करना चाहिये कि किसको हमें किस 
संघर्ष में झोंकना है । संघर्ष की हह रगड़ मनष्य 
में अग्नि पदा करने वाली होती है । भगवान्‌ इस 
संघष से आयसमाज मे भ्रग्नि पेदा करना चाहते 
हैं । इसलिये हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि 
किसी प्रकार श्रग्नि उद्बुद्ध हो, जागृत हो (उद्बुध्य- 
स्वाग्ने प्रति जागृहि) भारतीय संस्कृति सरिता का 
मूलस्रोत श्रुति है, इसमें किसी को भी लेशमात्र 
सन्देह नहीं । ऋग्वेद को श्राधुनिक काल के विद्वानों 
ने वह आद्य उद्गमस्थली माना है जिस से कि 
संस्कृति सरिता का सर्वप्रथम स्रोत ग्राविर्भूत हुश्रा 
है । इस ऋग्वेद की भी सर्वप्रथम ऋचा संस्कृति 
स्रोत का वह ग्रग्रस्फोट है । वह ऋचा इस प्रकार हैं-- 

श्रग्निमोडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ । 

ग्रग्नि--पुरो हितः-- 

श्रग्नि पुरोहित है वह भ्रग्रणी (अ्रग्नि-श्रग्रणी) 
है । भारतीय संस्कृति के प्रवाह को भूमण्डल म 


सर्वत्र प्रवाहित करने के अभिलाषी पुरुषों को इस | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


~ 


है: by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरे ! पुरोहित जाग २६३ 


पुरोहित पद के भाव को भली भांति समझ कर 
हृदयंगम करना चाहिये । एक तो ऋग्वेद ने सर्वप्रथम 
अग्नि को स्तुति को और फिर अ्रग्नि को भी सबसे 
पूर्व पुरोहित पद से विभूषित किया । प्रश्‍न होता है कि | 
यह क्यों? क्योंकि पुरोहित (पुर: अग्रे हितः स्थापितः) 
का भाव है आगे रखना । वेद कहता है कि 
तुम में सदा अग्नि प्रज्वलित रहे, तुम्हारी दृष्टि के 
सामने सदा अ्रग्नि विद्यमान रहे । तुम चाहे सुधारक 
बन कर समाज में प्रविष्ट हो, राजनीति के मंच पर 
खड़े हो, राष्ट्र का शासन सूत्र सम्भालो, संस्कृति के 
ग्रग्रदूत बनकर विचरो, विदेशों में भ्रमण करो, 
प्रकृति के गहन-गह्वरो में प्रविष्ट हो, श्रथवा आध्या- 
त्मिकता के महान्‌ आकाश में हंस बत कर उड़ो, 
चाहे किसी भौ क्षेत्र में पदार्पण करो, अ्रग्नि को सामने 
रखो, यही इस पुरोहित पद का भाव है । भगवान्‌ ने 
भी जब सुष्टि का निर्माण किया तो उस ने भी 
सवेप्रथम अग्नि को ही सामने रखा । स तपोऽतप्यत' 
बह तप-तपश अग्नि ही तो है । 

आब प्रश्न पैदा होता है कि इस का क्या लाभ? 
लाभ इसके श्रनेकों हें । प्रथम लाभ यह है कि अग्नि 


- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


२६४ वेद-विमर्श 


देव मार्ग की सब विघ्न बाधाओं को हर लेता है श्रौर 
मायावी श्रासुरी शवितयों को भस्म कर देता है। 
संसार के ये नाना भांति के प्रलोभन सन-लुभावने, 
तन-सुहावने रूप धारण कर मनुष्य के सामने ग्राते 
हैं ओर उसे पथ भ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं । 
जिन मनुष्यों में दृढ़ सनोबल एवं अटूट संकल्पारिन 
नहीं है, वे इन प्रलोभनों के पाश में फंस जाते हें 
आर अपने आपको खो बैठते हें । आज कल प्रायः 
सभी. मनुष्य पाशबद्ध के समान ग्रसहाय तथा 
निर्जीव होकर इन दुर्दम्य ग्रासुरी शक्तियों के अनु- 
चर बने हुये असह्य यन्त्रणाश्रों को भोग रहे हैं । 
इसलिये श्रावश्यकता इस बात को है कि इन श्रासुरी 
शक्तियों का सामना किया जाय । परन्तु यह बिना 
श्रग्नि को धारण किये और उसे पुरोहित पद पर 
प्रतिष्ठित किये हो नहीं सकता । इसलिये हमें सदो 
यह प्रार्थना करनी चाहिये । | 

` श्ररे ! पुरोहित, उठ, जाग ! 


> ऱ्य 


——o—— 


CC-0. In.Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


हरल by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सदेक्यवाद 


यह लेखमाला विक्रमी संवत्‌ २००१ भाद्रपद, 
श्राश्विन, पोष तथा संवत्‌ २००२ के ज्येष्ठ तथा | 
आषाढ सासों में श्री आये प्रतिनिधि सभा पञ्जाब, 
गुरुदत्त भजन, लाहोर के _सन्मान्य पत्र ग्रायं में 
प्रकाशित हो चुकी है । यंह लेखमाला शतवर्ष- 
जीवी, ऋषितुल्य श्री पं० सातवलेकर जी द्वारा 
लिखित “सदेक्य सिद्धान्त” के सम्बन्ध में लिखी गई 
थी । श्रब उस'समय से २०, २२ वर्षो का व्यवधान 
हो चुकां है । वेद के सम्बन्ध में मेरे भी विचारों में 
कुछ परिवर्तन हुये, काफी उथल-पुथल सी मचो, 
"रातदिन चिन्तन हुग्रा-यह. सब प्रक्रिया विक्षेपों व 
अनेको बाधाओं के होते हुये श्रब भी हो रही है । 
और अपना श्रन्तिम जीवन पूर्णरूप से वेदों के अध्य- 
यन व ब्रह्म-चिन्तन में ही लगाने का विचार है । अत 
यह 'लेखमाला हमें भविष्य में 'ब्रह्मक्य' विचार पर 
ऊहापोह करने में सहांयक सिद्ध होगी । इसलिये 
इसे सुरक्षित करने की दृष्टि से 'वेद:विमशं' पुस्तक 
में प्रदशित किया: जा रहा. हे. । भविष्य में इसमें | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj-Foundation Chennai and ‘ou | 
२९६ वेद-विमशे - | 


कई परिवर्तन व परिवर्धन किये जायेंगे । ग्रब हम 
सदेक्य सिद्धान्त पर विचार करते हें । 

श्री पं० सातवलेकर जी ने ईशवरवाद के संबन्ध 
में अपने विचार “देदिक-धर्म” सें प्रकट किये हैं। 4 
हमारा पक्ष करक उन्होंने यह लिखा है कि “हमारा | 
पक्ष श्रद्वत द्वेत आदि नहीं है। हमारा पक्ष जो वेद ने 
बताया है वही है । और बेद ने “एकं सत्‌” कहा है । 
इसी लिये हमारे पक्ष का नास “एकत्व वाद” या 
“एक सत्‌ वाद” ्रथवा “सदेक्यवाद” हो सकता है ।” 
वे आगे लिखते हें. “एक ही सद्वस्तु है-यही है । 
एक ही वस्तु के ग्रनेक पदार्थ कोई माने या न माने 
परन्तु वस्तु को ग्रनेकता नहीं है । बस्तु के आश्रय 
से अनुभव में ग्राने वाले पदार्थ की ग्रनेकता जितनी 
चाहे मानी जाये, बह केवल उस वस्तु के विभिन्न 
दृष्टिकोणों से दीखने वाले पहलू ही हो सकते हैं। 
उससे वस्तु भेद सिद्ध नहीं होगा ।” 

इस उपर्युक्त कथन के स्पष्टीकरण के लिये पं० 
जी ने कपास का उदाहरण दिया है । जिस प्रकार 
कपास से नानाविध कपड़े कोट, कमीज; पतलून 
आदि बनाये जाते हें, उसी प्रकार सत्‌ से यह सम्पूर्ण- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


है... 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सर्देक्यवाद २६७ 


चराचर जगत्‌ निर्मित हुआ है । श्रर्थात्‌ सत्‌ वह 
श्रन्तिम सत्ता (ग्रल्टीमेट रियेलिटी) है जो कि इस 
चराचर जगत्‌ का उयादान कारण हे । 
| मेरा इस लेख को लिखने का प्रयोजन यह है कि 
पं० जी के ऊपर मेरी बड़ी श्रद्धा है, वे कोई भी नयी 
व्याख्या व नयी परिभाषा वेद में से निकालते हें वह 
विचारणीय होती है । उन्होंने भ्रपने ईश्वरवाद के 
लेखों में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की ग्रन्तिम दस्तु को 
सत्‌ नाम दिया है । यह एक बेद की नयी परिभाषा है 
और बेदानुशीलन करने वालों के लिये एक विचार- 
णीय विषय है । उनके वेदिक धर्म में निकले लेखों 
के पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने निम्न मन्त्र 
के आधार पर सदेक्यवाद नाम से एक नयी परिभाषा 
निकाली है । बह मन्त्र इस प्रकार है-- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो 
गरुत्मान्‌ । एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्त्यर्नि यमं 
मातरिश्वानमाहुः । 
ऋ० १।१६४।४६ । । 
पं० जी ने इस मन्त्र में सत्‌ को संज्ञा (विशेष्य) | 
माना है । जिस प्रकार पाणिनि क व्याकरण में गुण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। भु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९५ वेद-विमर्श 


संज्ञा श्र, इ, उ' को है उसी प्रकार पं० जी की यह 
सत्‌ संज्ञा है । जिस प्रकार पाणिनि के व्याकरण में 
गुण कहने से श्र,इ,उ का ही ग्रहण हो सकता है । उसी 
प्रकार इस मन्त्र में सत्‌ से अन्तिम सत्ता का हो ग्रहण 
होगा । यदि इस मन्त्र सें सत्‌ को संज्ञा न मानकर 
कोई और अर्थ किया गया तो बह पं० जी के कथना- 
नुसार ठीक न होगा । क्योंकि और शर्थ करने पर 
सदैक्यवाद नहीं निकल सकता । 


श्रब तक जितने भाष्य हमें दृष्टिगोचर हुये हैं, 
सब में हम यह देखते हें कि “एक सत्‌” में एकम्‌' 
यह विशेषण है, और सत्‌ इस 'एकम्‌' विशेषण का 
भी विशेषण है । जिसका हिन्दी में ग्रर्थे एकं सत्‌” 
एक होता हुआ यह होगा । परन्तु पं० जी को यह सत्‌ 
संज्ञा जो कि भ्रन्तिम वस्तु (ग्रल्टिमेट रियेलिटि) 
अर्थ में प्रयुक्त हुई है--को विशेषण मान लिया 
जाये तो इससे सदेक्यबाद नहीं निकल सकता । 
पं० जी इस मन्त्र में सत्‌ को विशेषण नहीं मानते 
हैं, परन्तु सायणाचायं व बेंकटाचार्य ्रादि भाष्य 
कारों ने इसे विशेषण ही माना हे । और यास्काचायं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


झाटक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सदवयवाद २९९ 


ने तो दो स्थलों पर इस मन्त्र का स्पष्टीकरण किया 
है परन्तु एक स्थल पर भी इस सत्‌ का निर्वचन, 
वर्णन या संकेत ग्रादि कुछ भी नहीं किया । यदि 
चराचर जगत्‌ सब इसी सत्‌ का प्रपञ्च है तो सत्‌ 
का तो इस स्थल पर यास्काचाय को विशेष वर्णन 
करना चाहिये था, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । 
और फिर “यत्कास ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्य- 
मिच्छन्‌ स्तुति प्रयुंक्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति” 
इस निरुक्त वचन के ग्राधार पर इस मन्त्र के अर्थ का 
पति यदि कोई ढूढा जाये तो पं० जी के कथनानुसार 
'सत्‌' ही है, इसलिये सत्‌ को इस मन्त्र का देवता 
मानना चाहिये । संहिता में इस मन्त्र का देवता 
अग्नि माना गया है सत्‌ नहीं । 
रौर फिर “एकं सत्‌” ऐसा प्रयोग आजाने से 
हम वहां सत्‌ निकालने लगें और उसे ग्रन्तिम वस्तु 
मानने लगें तो बहुत गड़बड़ हो जायेगी । ऐसे प्रयोग 
तो वेदिक शास्त्रों में हमें श्रन्यत् भी मिलते हें । 
उदाहरणार्थ कुछ प्रयोग हम आपके सामने रखते 
ह्‌ । 
चक्षःसत्‌--ए २।३२ में आता है कि “तस्मादेकं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation जम ००० ००० अं and eGangotri 


३०० वेद-विमर्श 


| 
| 
सत्चक्षुद्व्धा” अर्थात्‌ चक्ष एक होते हुये दो में | 
विभक्त है । क्या ? 'एकं सत्‌' ऐसा प्रयोग ग्राजाने से 
हम यह मानें कि यहां सत्‌ का वणन है । | 
गायत्री सतू--ऐ. ५।२८ में आता है कि “एकं | 
बे सत्‌ तत्त्रेधाभवत्‌” अर्थात्‌ गायत्री एक होती हुई 
त्रिष्टुप्‌ जगती ग्रादि तीन छन्दों में विभक्त हो गई। 
इसी प्रकार-- 
सादुष सत्‌--ए . ३।३३ में आता है कि 'मादुषं 
सत्‌ मानुषमित्याचक्षते” अर्थात्‌ सादुष होते हुये 
मानुष कहलाने लगा । यदि पं० जी की तरह एक 
सत्‌” ऐसा प्रयोग ग्राजाने से सदेक्यवाद निकालने 
लगें तो चक्षु एक सत्‌, गायत्री दूसरा सत्‌ ्रोर सादुष 
तीसरा सत्‌ इस प्रकार न जाने कितने सत्‌ निकल 
ग्रावेंगे ये तो सामान्य विशेषण के प्रयोग हें । जसा 
कि-- 
एकं सत्‌--नपुंसर्कालग । 
एक सन्तम्‌--पुल्लिग । 
एकां सतीम्‌--स्त्रीलग । | 
इत्यादि प्रयोग सम्पूर्ण वैदिक-साहित्य में भरे 
पड़े हें । रोर फिर हमारा इस लेख को लिखन का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सदैक्यवाद ३०१ 


एक और भी प्रयोजन है और वह यह कि कई मन्त्रों 
में सत्‌ विशेष्य रूप में ग्राता है और कइयों में वह 
। विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है । जिन मन्त्रों में 
सत्‌ विशेष्य रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा व परिभाषा 
का द्योतक हैं, उन मन्त्रों से सत्‌ का जो स्वरूप 
प्रतीत होता है वह पं० जी के सत्‌ रूप अर्थात्‌ श्रन्तिम 
सत्ता से म्रत्यन्त भिन्न है । जैसे कि निम्नलिखित 
मन्त्रों से पता चलता है-- 

ऋ० १०।७२।२,३ मन्त्रों में ग्राता है-- 

देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत । 

देवानां प्रथमे युगेऽसतः सदजायत ॥ 

अर्थात्‌ देवतागरों के प्रथम युग में ग्रसत्‌ से सत्‌ 
की उत्पत्ति हुई । इससे तो यह पता चलता है कि सत्‌ 
अन्तिम सत्ता नहीं है, असत्‌ अन्तिम सत्ता है और 
फिर नासदीय सुक्त त्र० १०॥१२९॥१ में आता 
है कि-- 

“'नासदासीन्तो सदासीत्‌” अर्थात्‌ प्रलयावस्था 
सेन तो सत्‌ था और ना ही असत्‌ था । इससे 
यह पता चल रहा है कि असत्‌ और सत्‌ ये दोनों ही 
अन्तिम सत्ता नहीं है। २ नि (अविक रत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०२ वद-विमश 


इस प्रकार उपर्युक्त सन्त्रों सं सत्‌ का विशेष्य- 
रूप अत्यन्त स्पष्ट हे, और इन स्थलों पर यह संज्ञा व 
परिभाषा का द्योतक है । परन्तु इन सरतो में प्रयुक्त 
सत्‌ का रूप पं० जी के सत्‌ से अत्यन्त भिन्न हे । 
एक प्रकार से विरुद्ध है । इसलिये उस सन्त्र में जहां 
कि सत्‌ विशेषण रूप सें प्रयुक्त हुश्रा है, और 
विशेषण मानकर भी पं० जी के एकत्वाद में कोई 
विशेष व्याघात नहीं गाता, वहां सत्‌ को संज्ञा 
मानकर सत्‌ के नास से एक नयी परिभाषा खड़ी 
करना फिर केवल एक ही मन्त्र से जहां कि उसका 
संज्ञा होना अनिश्चित्‌ है, एक वाद खड़ा कर देना 
कहां तक ठीक है इस पर भी ग्रभी और सुक्ष्म विचार 
की श्रावश्यकता है । हमारी सम्मति में सदेवयवाद 
तो नहीं निकल सकता परन्तु एकत्ववाद को झलक 
अवश्य है । सत्‌ सृष्टि निर्माण में ग्रगला पग है 
भ्रन्तिम नहीं है यह हम सत्‌ और श्रसत्‌ पर विचार 
करते हुये फिर कभी श्रापके सामने रखेंगे । 

हम पहले यह देख चुके हें “इद्र मित्रं वरुण- 
“मग्निमाहुः”-ऋ . १।१६४।४६ मन्त्र में श्रायं एक 
सत्‌” में सत का विशेष्य होना श्रोर श्रन्तिम सत्ता 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


6 वात 5० नक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सदेक्यवाद 


९० 


०३3 


की वाचक संज्ञा या परिभाषा होरा श्रनिश्चित है । 
“एकं सत्‌' ऐसे प्रयोग श्रन्यत्र भी ग्राते हें जहां कि वे 
स्पष्ट रूप में भी विशेषण है । इसलिये इस मन्त्र में 
भी “सत्‌” का प्रयोग विशेषण के तोर पर निश्चित | 
ही है । 

दूसरी शंका हमारी यह थी कि यहां मन्त्र में 
प्राया “सत्‌” यदि विशेष्य है, और अन्य इन्द्र मित्र 
आदि शब्दों का यही केन्द्र बिन्दु है ओर 
सब नाम इसी सत्‌ के वाचक हें तो इस मन्त्र का 
देवता सत्‌ होना चाहिये न कि अ्रग्नि । क्योंकि 
इस मन्त्र का जो देवता होगा, इन्द्र मित्र प्रादि सब 
शब्द उसी देवता के विविध नाम होंगे । परन्तु हम 
देखते यह हें कि सब भाष्यकार अर्नि को ही देवता 
मानते हें और उसी अ्रग्नि के ये विविध नाम बताते 
हें । उदाहरण के लिये “ऋगर्थदीपिका' में व्यंकट 
माधव के इस मन्त्र का भ्रर्थ निम्न प्रकार है :-- 

इन्द्र मित्रम्‌ । श्रथापि ब्राह्मणं भवति । ' अग्निः 
। सर्वाः देवताः” इति । तस्येमं भूयसे निर्वचनाय । 
इन्द्रादींश्चाग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपतनः गरणवान्‌ | 
-ादित्यश्च । एकमेव. सन्तमगिनि . बहुशरीरपरिग्रहाद्‌ | 


अ- 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ००० ह 
_ विमर्श 
३०४ वेद- 


बहुधा वदन्ति । श्रग्निमेव यमं सातरिश्वानङ्चाहुः । 
अर्थात्‌ इन्द्रं मित्रम्‌ १।१६४।४६ मन्त्र का 
देवता अग्नि है और ये सब अग्नि के नाम हैं । ब्राह्मण 
में कहा भी है “अग्निः सर्वा देवताः” श्रर्थात अग्नि 
सब देवता है । इन्द्रादि नामों से उस अग्नि का ही 
निर्व वत था वर्णन है । बह अग्नि दिव्य है, सुपतन है, 
गरणवान्‌ तथा ग्रादित्य रूप है । उस एक ही अग्नि 
को बहुत से शरीर धारण करने के कारण बहुत नामों 
से कहते हें । 
इस प्रकार अग्नि ही विशेष्य है, वही देवता है, 

सब नाम इसी के वाचक हैं, सत्‌ के नहीं श्रोर “एकं 
सत्‌” को “एकमेव सन्तं” इस प्रकार विशेषण रूप 
में प्रयुक्त करके स्पष्ट रूप से सत्‌' की विशेषता का 
खण्डन किया है और यास्काचायं ने तो 'सत्‌' को 
विशेषण रूप से ग्रतिगोण प्रयोग होने से छोड़ ही 
दिया है । 

` यह प्रश्‍न हो सकता है कि किसी पूर्वाचायं ने 'सत्‌' 
को इतना महत्व न दिया, उसको देवता नहीं माना 
तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी न मानें । जसा 
कि सायणाचायं ने इस मन्त्र की व्याख्या इन्द्र श्रर्थात्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


J Dorey sora roto ला by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सदेक्यवाद ३०५ 


श्रादित्य को उद्देश्य करके लिखो है हमारे विचार में 

यह्‌ ठीक नहीं है । यदि मन्त्र को सुक्ष्मतया देखा 

जाये तो स्वयं मन्त्र ही बता रहा है कि यहां देवता 
रग्नि ही हो सकता है ग्रौर ये सब श्रर्नि के ही विविध ! 
नाम हें क्योंकि श्रन्य सब शब्द तो एक वार ही मन्त्र में 
Fr हें । परन्तु श्रग्ति शब्द दो वार मन्त्र में आया 
'प्रग्निमाहु:--वदन्ति अग्निम्‌ अर्थात्‌ इन्द्र मित्र 
आदि अग्नि को कहते हैं । इन्द्र मित्र आदि शब्दों का 
दो वार प्रयोग न होकर अग्नि” का ही दो वार प्रयोग 
होने से यह स्पष्ट है कि मन्त्र स्वयं श्रग्नि की विशेषता 
दिखा रहा है । ये सब श्रग्नि के ही नाम हें । इस 
लिये सदेक्यवाद तो इस मन्त्र से नहीं निकलता, परन्तु 
यदि कोई इस मन्त्र का वाद निकालना हो चाहे तो 
एकाग्निवाद, ग्रग्न्येक्यवाद बेशक निकाल लें और यह 
भी याद रखना चाहिये कि इस मन्त्र का देवता ऋग्नि 
होने के कारण श्रग्नि अंगी है और इन्द्र आदि रूप 
उस ग्रंगी ग्रग्नि के अंग हें । इस प्रकार यहां अग्नि 
से तो इन सबका ग्रहण हो जायेगा । परन्तु इनमें से 
किसी एक से इत्त सब का ग्रहण नहीं होगा । इसी 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1200? 0 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


३०६ चेद-विमर्ण 


दृष्टि से “श्रग्निः सर्वा देवताः” यह ब्राह्मण वाक्य 
व्यंकट माधव ने ग्रपने भाष्य में दिया है । 
आय के ३ सितम्बर तथा २४ सितम्बर 
(सन्‌ ४५) के श्रंक में “श्री पं० सातवलेकर जी का 
सदेक्यवाद” शीर्षक से मेरा एक लेख छपा था ।. 
पं० जी को इस शीर्षक से श्रापत्ति हे । मैंने. किसी 
बुरी भावना से यह शीर्षक नहीं दिया था । पं० जी 
क समान वेद प्रेमी तथा अध्यवसायी व्यक्ति हमारे 
श्राय समाज में कोई नहीं है, ऐसा मेरा विचार है.। 
मेरी उन पर बड़ी श्रद्धा है । इसलिये उनको यदि 
किसी बात के प्रकटन के तरीके में आपत्ति हो तो 
मं.सहष परिवर्तित करने के लिये तैयार हूं । 
'रतीय इतिहास में एक समय वह भी ग्राया 
जब कि ग्राये जाति वेदों को भुला चुकी थी । केवल 
मात्र कुछ थोड़े से वेदपाठी ब्राह्मण ही बचे थे । श्रौर 
वे भी वेदों के ग्रथो से नितान्त दूर थे । महषि 
दयानन्द को ग्रपार कृपा से फिर वेदों का पठन-पाठन 
प्रारम्भ हुआ है । परन्तु अ्रभो हम बहुत प्रारम्भिक 
ग्रवस्था में हैं, ऐसा में समझता हूं । वेदों में श्राये 
शब्दों क श्रर्थ, उनका क्षेत्र तथा सीमा क्या है ? यह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
21 हं = 
सदेक्यवाद ३०७ 


हम अ्रभी पूर्ण निश्चय से नहीं कह सकते । इसलिये 
में यह समझता हूं कि वेद प्रतिपादित किसी भी 
'सिद्धान्त का निर्णय करने के लिये हमें मन्त्रो को ही 
नहीं अपितु शब्दों के भी अर्थ, इयत्ता इत्यादि का 
“निर्णय पहले कर लेना चाहिये । एक २ शब्द पर 
विस्तार से लिखा जाना चाहिये । इसके ग्रनन्तर ही 
हम सन्तों का ठीक २ ग्रथ करने में समर्थ हो सकंगे । 
इसलिये इस प्रारम्भिक अवस्था में विचार भिन्नता 
होनी स्वाभाविक है । यह कोई आक्षेप व कटुता का 
कारण नहीं बनना चाहिये । 

मेरे लेख के प्रत्युत्तर में पं० जी ने जो लेख लिखा 
'है, उसके सम्बन्ध में में कुछ कहूं, उससे पहले में यह 
कह देना आवश्यक समझता हूं कि वह लेख जो कि 
आय में छप चुका है वह मेंने केवल सदेक्यवाद' 
शीर्षक पर लिखा था । और इस शीर्षक में भो सत्‌ 
शब्द के ऊपर लिखां था । सदेक्यवाद क सम्बन्ध मं 
'मेंने कुछ नहीं लिखा । इस सम्बन्ध में भी में यथाव- 
सर कुछ लिखने का प्रयत्न करूंगा । में यह समझता 
हं और पं० जी. भी इससे सहमत होंगे कि वेद के 
प्रत्येक शब्द व उसको प्रत्येक परिभाषा को ठीक- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०८ वेद-विमशे 


ठीक स्थान मिलना चाहिये । पं०जी सदैक्य सिद्धान्त 
में तथा ऐक्य सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं समझते । 
परन्तु में इसमें बहुत विरोध समझता हूं । मेरे लेख के 
प्रत्युत्तर में लिखे पं० जी के लेख को पढ़ने से यह | 
लगता है कि पं० जी ग्रब 'सत्‌' शब्द को ज्यादा 
महत्व नहीं देते परन्तु पं० जी के सदैक्य सिद्धान्त 
के सम्बन्ध में लिखे गये पहले लेखों को पढ़ने से 
बहुतों पर यही प्रभाव पड़ा कि कि पं० जी सत 
को बहुत महत्व देते हें । जैसा कि पं० जी. अपने 
लेखों में दिखाते रहे हे कि प्रन्तिम वस्तु एक ही है ग्रौर 
उसका नाम सत्‌ हे । श्रब यह वस्तु अनाम" बिना 
नाम के नहीं रही । उसका सत्‌ नाम हो गया । ग्रताम 
को भी यदि कोई नाम देना है और वह भी वेद से 
देना है तो वेद का वही नास देना चाहिये जो वेद- 
सम्मत हो । सत्‌ नाम तो वेद में अन्तिम वस्तु के. 
लिये नहीं है, क्योंकि कई मन्त्र हँ जो कि इसका 
विरोध करते हें, जसे “देवानां पूर्व्ये युगे श्रसतः 
सदजायत” “देवानां प्रथमे युगेऽसतः सदजायत 
“नासदासीन्नो सदासीत्‌” इत्यादि और भी कई 
मन्त्र दिखाये जा सकते हें । इसलिये इन मन्त्रों से यह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


¬ ¬ V1 लाक ताला सासन by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सदेक्यवाद ३०६ 


तो स्पष्ट है कि अन्तिम वस्तु के लिये सत्‌' नाम नहीं 
देना चाहिये । श्रोर फिर यह भी नहीं है कि वेद में 
अन्तिम वस्तु के लिये नाम ही न दिया हो, उसे 
ग्रनास ही छोड़ दिया हो । उस ग्रन्तिम वस्तु के 
लिये ब्रह्म नाम है । जैसा कि उपनिषत्‌ में श्राता है कि 
“त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌” प्रकृति जीवात्मा ४ 
तथा परमात्मा का जब विन्दन होता है तब वह 
ब्रह्म कहलाता है । फिर पं० जी यह भी कहते हें कि 
सदेक्य' में एक. का महत्व अधिक है, सत्‌ का नहीं । 
यदि सत्‌ का महत्व नहीं तो सत्‌ किस लिये है ? 
क्या उसका कोई अर्थ नहीं ! पं० जी को दृष्टि में 
क्या यह अन्तिम वस्तु का नाम नहीं ? यदि यह 
श्रन्तिम वस्तु का नाम भी नहीं है और उसका यहां 
महत्व भी नहीं है तो फिर यह शब्द किस लिये है ! 
इसलिये में तो पं० जी से यही निवेदन करूंगा 
कि वे 'ऐवयवाद, एकत्दवाद ग्रथवा ब्रह्मंबयवाद' 
आदि नाम से इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कुछ 
लिखें तो ठीक रहेगा । 

स्वामी दयातन्द का उदाहरण जो पं० जी ने 
दिया है वह इस प्रकार है “स्वामी जो ने एक सत्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१० वेद-विमर्शृ 


का ग्रथ एक सत्‌ ब्रह्म किया है । यह श्रर्थ लेकर 
१० भगवदत्त जी सत्‌' को विशेषण मानें, विशेष्य 
मार्ने या जो कुछ और सानना चाहें माने ।” इस पर 
मेरा निवेदन यह है कि पं० जी ने स्वामी जी के 
ग्रन्वय' को दिखाया है, 'पदार्थ' को नहीं । स्वामी 
जी ने 'पदार्थ' में सत्‌ कां अर्थ “विद्यमानम्‌” ऐसा 
दिया है जो कि स्पष्ट रूप से विशेषण है । शब्दों 
का श्रथ शब्दार्थ ( पदार्थं ) से ही पता चलता 
है अन्वय से नहीं । इसलिये स्वामी जी ने सत 
का ग्रथ ब्रह्म नहों किया । फिर प्रश्‍न होता है कि 
स्वामी जी ने ग्रन्वय में “एकं सत्‌ ब्रह्म” ऐसा 
क्यों दिया ? इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं । 
एक सत्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति” एक होते हुये को 
बिप्रं लोग बहुत प्रकार से कहते हैं। प्रश्‍न होता है कि 
जिसको विप्र एक होता हुश्रा' कहते हैं वह. है क्या 
चीज ? इसके उत्तर में यह कहा कि वह ब्रह्मं है 
इससे यह. नहीं समझना चाहिये कि यहां सत्‌ का 
अर्थ ब्रह्म है । ब्रह्म तो ऊपर से लाये हैं श्रौर फिर 
एक-एक शब्द. का अर्थ दिखाते हुये स्वामी जी ने सत्‌ 
का अर्थ विद्यमानम्‌" ऐसा स्पष्ट दिया-है, फिर कोई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ Moa) son य याच by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| 
| 


संदेक्यवार्दे ३११ 


शंका ही नही रहती । आगे जो मन्त्रार्थ में पं० जी ने 
कठिनाई बताई है वैसी कठिनाईयां तो हमें गुरुकुल में 
१ पढ़ते हुये भी आती रही हैं ्रौर कठिनाई तो गायत्री 
के सम्बन्ध में “ऐ . ब्रा . ३१।२७ एक सत्‌ तत्‌ व्रेधाऽभे- 
बत्‌”. इसमें भी थी । गायत्री स्त्रीलिंग है तथा 'एक- 
सत्‌' नपुंसर्कालग हे । इसमें भी सायणाचायं नें एक 
स्वरूपं सत्‌' ऐसा 'स्वरूप' शब्द ऊपर से जोड़ दिया 
है । इससे कठिनाई हल हो गई । मन्त्र में भी एक 
स्वरूपं सत्‌’ अथवा एक ब्रह्म स्वरूपं सत्‌' ऐसा 
किया जा सकता है । वह एक रूप क्या है । वह ब्रह्म 
है । इस प्रकार मन्त्रार्थ में कोई विशेष कठिनाई नहीं 
रहती । 
इस प्रकार संस्कृत साहित्य में ऊपर से शब्द तो 
बहुत जोड़े जाते हें हां ! यह बात पं० जी की 
बिल्कुल ठीक है कि कठिनाई अवश्य होती है । इस 
मन्त्र के अर्थ को दिखाने का यहां कोई विशेष प्रयो- 
| जन नहीं है । इसका श्रर्थं में 'ऐक्यवाद' पर लिखते 
हुए दिखाऊगा । 
इस विषय में इतना लिखने का कारण यह है 
कि सांख्य शास्त्रकार ने सत्‌ नाम प्रकृति का बताया 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिखा 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१२ वेद-विमर्श 


है । और स्वामी जी भी सत्‌ से प्रकृति का ग्रहण 
करते हँ । जिस श्रन्तिम वस्तु के लिये पं०जी 'सत' 
शब्द का प्रयोग करते हुँ उसके लिये किसी ने भी 
'सत्‌' का प्रयोग नहीं किया और मन्त्र भी इसका 
बिरोध करते हें । इसलिये इस 'ऐक्य' सिद्धान्त में 
'सत्‌ का वह स्थान नहीं है जो पं० जी देते हें, ्रथवा 
दते ग्राये हें । 


~—O ती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जार कार TTB OC)... घ 


f Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद का ऐक्यवाद 


वेदों में श्री पं ० सातवलेकर जी को ऐक्यवाद का 
दर्शन हुआ है । वेदों में ऐक्यवाद का वर्णन है ऐसा 
५ हम भी समझते हैं । परन्तु पं० जी के ऐक्यवाद से हम 
कुछ मतभेद रखते हें पं० जी भावद्रयात्मक ऐक्य- 
वाद मानते हैं ग्रोर हम वरतुद्रयात्मक ऐदयवाद का 
वर्णन है ऐसा समझते हें । भावत्रयात्मक में वस्तु 
एक है, उसको परमात्मा, जीवात्मा तथा प्रकृति इन 
तीनों भावों मे देखा गया है । और वस्तुव्रयात्मक में 
बस्तु तीन हे, परन्तु उन्हें एक रूप में देखा गया है । 
इसी बात को हम इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हें । 


सदैक्य सिद्धान्त 
एक वस्तु (सत्‌) 


| | |. 
परमात्मा जीवात्मा प्रकृति 


वस्तुवयात्मक ऐक्यवाद:-- 
परमात्मा जोवात्मा प्रकृति 


| 
एक (पुरुष) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TT 22-22...” 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१४ वेद-विमर्श 


इस प्रकार श्री पं०-जी के तथा हमारे मत में 
भेद इतना हो है । वस्तु त्रयात्मक ऐक्यवाद त्रेतवाद | 
का ही दुसरा नाम है । वस्तु त्रयात्मक ऐक्यवाद क ', 
भी हम दो विभाग कर सकते हैं । सृष्टि-ग्रवस्थात्मक- | 
ऐक्यवाद और प्रलयावस्थात्मक-ऐक्यवाद । ये विभागं 
हमने वर्णन की सुगमता के लिये तो किये ही हे. 
ये विभाग न करने से कई कठिनाइयां तथा उलझनें 
सी पदा हो जाती हँ, जिन को कि हम आगे स्पष्ट 
करेंगे.। ग्रब हम ऐक्यवाद पर विचार करते हैं । 


' ऐक्यंबाद में एक शब्द” | 


एक्यवाद में. एक शब्द का समझना जितना 
्रासान समझा जाता है, उतना है नहीं । उदाहरण के 
लिये देवदत्त 'एक' है ) इसको यदि हम वेज्ञानिक 
परिभाषां में समझना: चाहें तो यह कह: संकते हें कि 

यह एक नहीं है-- 
"~= देवदत्त (एक) :-' ! 


हि हि NE 


5 
आत्मा 7, ॐ शरीर्दोहं। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| वेद का एक्यवाद ३१५ 


श्रर्थात्‌ देवदत्त को जीवात्मा+शरीर इन दो 
में विभक्त किया जा सकता है इससे यह स्पष्ट है कि 
, इस 'एक' में और भी एक-दो हें । इसी प्रकार और 
। भी कई दृष्टियों से विभाग किये जा सकते हें । कहने 
का भाव यह है कि एक दो तीन आदि शब्द बड़े 
सापेक्ष हँ । देवदत्त को हम कहते हें एक है' परन्तु 
वास्तव में वह आ्त्मा--शरीर इन दो का सम्पर्क 
है । ग्रब देखना यह है कि वेदों में जो 'एक':व 
“ऐक्य” का वर्णन है, क्या वह इसी दृष्टि से तो नहीं 
है । यदि इसी दृष्टि से ही वर्णन है तो वहां भी एक 
श्रादि शब्द सापेक्ष होंगे ओर एक में और भो एक 
दो तोन हो सकते हें । 7 

यही उपर्युक्त कठिनाई पुरुष शब्द में है । मानव 
पुरुष में तो स्पष्ट ही जीवात्मा-+शरीर ये दो- वस्तु 
हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । और फिर 
इस पुरुष के लिये जीवात्मा--शरीर दो होते हुये 
भी एक' का प्रयोग किया जाता है । परन्तु जहां 
परमात्मा .को पुरुष' कहा है वहां भी ग्रात्मा]- 
शरीर--ये दो हैं कि नहीं यह देखना हे । श्री पं०जी 
ने इसी ६ुरुष.पद की व्युत्पत्ति यह दी. है पुर-+-उष, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१९ वेद-विमर्श 


पुर+-वस ये दो पद हैं । पुर में बसने वाला पुर के 
साथ सदा रहने वाला, जो पुर से कभी पृथक्‌ नहीं 
होता वह पुरुष है । जिस तरह से मिश्री में 'रवा 
मीठास' सदा मिली जली रहती है । न रवा मीठास 
से कभी पृथक्‌ हो सकता है श्रोर ना ही कभी मीठास 
रवे से पृथक्‌ हो सकती है । उसी तरह पुर--वस का 
सम्बन्ध जानना चाहिये । रवा-!-मोठास कां. भेद 
कल्पना का है वास्तविक नहीं । इसी तरह पुरि में 
बसने चाला यह भेद भो कल्पना का हे वास्तविक 
नहीं है ।” 

श्री पं जी के कथन में निम्न बातें ग्रा गई हुं-- 

१. परम-पुरुष की पुर में बसने की समता 

| (उपमा) मिश्री के रवा मीठास से । 
२. पुर में सदा बसने वाला, कभी पृथक्‌ न 
होने वाला । 
३. पुर श्रौर पुर में बसने वाले का भेद 
काल्पनिक है । 

ब हम इन पर संक्षेप में विचार करते हैं । हम 
इस लेख में मानव-पुरुष को तो पुरुष और परमात्मा 
को 'परम-पुरुष' ऐसा करके लिखेंगे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


परम-पुरुष की समता ( उपमा ) मानव-पुरुप 


परम-पुरुष कौ उपमा मानव-पुरुष हे । ये ही सब 
वेदिक-शास्त्र तथा पौराणिक शास्त्र एक स्वर से कह 
रहे हं । श्री पं० जी ने अपने “बेदिक धर्म” पत्र में 
समय २ पर पुरुष रूप ' रुद्र रूप “विश्वरूप 
। इत्यादि कई लेखों में उस परम-पुरुष की समता 
मानव-पुरुष से दिखाई है और जो भी मानव-पुरुष 
के अंग वा उपांग हें, उन सब की समता परम-पुरुष 
क ग्रगों से पं०जी ने बहुत विशद रूप में दिखा दी 
है । प्रश्न यह है कि जिस प्रकार मानव-पुरुष के 
एक २ अंग की समता व उपमा उस परम-पुरुषमें घटा 
दी है तब पुर में बसने की समता भी मानव पुरुष से 
क्यों नहीं घटायी ? मिश्री के रवा मीठास में क्यों 
घटाई ? क्या ऐसा कोई मन्त्र व प्रकरण नहों है जहां 
कि परमात्मा क पुर में बसने को समता सानव-पुरुष से 
¦ स्पष्ट प्रतीत होती हो, इसलिये अब हमें परमात्मा 
। के पुर में बसने को समता पर कुछ विचार करना 
। चाहिये । 
| पुर सदा नहीं रहता 


। जब हमें यह पता चल जायेगा कि पुर सदा 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१८०८४ वेद-विमश 


नहीं रहता तो पुर के साथ सदा रहने वाला ग्रौर 
पुर सं कभी पृथक्‌ न होने वाला जो पं० जी ने बताया 
है वह ठीक न होगा । अर्थात्‌ पुर सदा नहीं रहने 
वाला तो पुर के साथ पुरुष का सम्बन्ध भी सदा 
नहीं है, इसलिये मिश्री के रवा मीठास का उ दाहरण 
भी ठीक न होगा । 

जीवात्मा को हम पुरुष नहों कह सकते । औ्रौर 
न शरीर को ही हम पुरुष कह सकते हें। जीवात्मा+ 
शरीर इन दोनों के योग को ही पुरुष कहते हें । पुरुष 
का शरीर पंचभूतों से निमित होता है । परन्तु पंचभूतों 
को भी हम पुर नहीं कह सकते । जीवात्मा के चारों 
ओरोर पञ्चभूतों के होते हुये भो वह जीवात्मा पुरुष 
नहीं कहलायेगा । परन्तु पंचभूतों का एक विशेष रूप 
में (शरीर) परिणत होना ही जीवात्मा का पुर कहा 
जा सकता है । और यह पुर हमेशा नहीं रहता, समय 
पर बनता है और विनष्ट हो जाता है । इसी प्रकार 
परमात्मा का पुर भी निमित होता है श्रौर समय पर 
ग्राकर विनष्ट हो जाता है । जिस प्रकार जीवात्मा के 
चारों गोर विद्यमान पंचभूत जीवात्मा का पुर नहीं 
कहला सकते, उसी प्रकार प्रकृति भी अपने मूल रूप 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेद की एक्यवाद * ३१३ 


। में रहती हुई परमात्मा की पुर नहीं कहला सकती 
सृष्टि अवस्था में आकर ही पुर कहला सकती हँ । 
इसी बात की पुष्टि अब हम प्रमाणों से करते हुं । 
श० प० ब्रा० १३।५।१, २ में वणित यज: 
वेंद के सहरूशीर्षा पुरुषः०” इस सुक्त का 
व्याख्यान पं० जी ने श्रपने विदिक धरम पत्र में दिया 
है । पं० जी ने इस सुक्त को अपने 'सदैक्य' सिद्धान्त 
की पुष्टि में लगाया है वहां जो पुर को व्याख्या की 
गई है, उस पर विशेष ध्यान जाना चाहिये ऐसा हम 
समझते हैं । वहां ग्राता है कि इमे वे लोका: पुरयमेव 
: पुरुषो योश्यम्पवते' ग्रर्थात्‌ ये लोक पुर हैं और यह्‌ 
जो पवन कर रहा है यह परमात्मा पुरुष है । यहां 
` लोकों को पुर कहा गया है । वेद के सिद्धान्तों से 
थोड़ा सा भी परिचय रखने वाले यह भली-भांति 
जानते हें कि वेद में प्रलय का विधान है । जेसा कि 
नासदीय सुक्त सें वर्णन किया गया है कि “नासदा- 
सीझो सदासीत्‌०” इत्यादि सुक्त बहुत स्पष्ट रूप से 
9 वर्णन कर रहा है। 
प्रलय में लोक रहते ही नहीं, ये सब विनष्ट हो 
। जायेंगे | जब.लोकों को पुर कहा गया है और ये लोक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२०. ० वेद-विमशं 


्र्थात्‌ पुर हमेशा नहीं रहते तब पुर के साथ पर: 
मात्मा का सम्बन्ध भी नित्य नहीं रहेगा । इसलिये 
पं० जी ने जो मिश्री में रवे मीठास की तरह पुर और 
पुर में बसने वाले का नित्य सम्बन्ध माना था, वह 
ठीक नहीं प्रतीत होता । 


परम पुरुष का पुर 


वेद में परम पुरुष का जो पुर बताया गया है 
उसका जो चित्र खींचा गया है, उससे भी यह पता 
चलता है कि ऐसा पुर हमेशा नहीं रहता । प्रलय में 
यह विनष्ट हो जायेगा । और इस मन्त्र से यह भी 
संकेत मिलता है कि पुरुष संज्ञा से पहले परमात्मा 
को ब्रह्म संज्ञा होती है मन्त्र इस प्रकार है-- . 

प्रभ्राजसानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌ । 

पुरं हिरण्मयो ब्रह्माविवेशापराजिताम्‌ ॥ 

ऋथ०१०।२।३३ । 

प्रकृष्ट रूप से चमकने वाली, धारण की जाती 
हुई यश द्वारा चारों ग्रोर से घिरी हुई, सुवर्णमयी तथा 
श्रपराजित पुर में बह ब्रह्म प्रविष्ट हुआ । 

इस सन्त्र में यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कल... -. आ ° 0 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद का एक्यवाद ३२१ 


उस ब्रह्म की यह पुःया पुरी दीप्ति वाली, सुवर्णमयी 
इत्यादि हे। इस पुर में वह ब्रह्म प्रविष्ट होता है । यदि 
परम पुरुष के साथ पुर का सम्बन्ध नित्य मान लें 
और जेसा कि इस मन्त्र में पुर को भ्राजमान सुवण- 
मयी इत्यादि कहा है तो “तम ग्रासीत्‌ तमसा गूढ- 
मंग्रेऽप्रकेतं सलिलं सवंमा इदम्‌'' श्रर्थात्‌ सृष्टि पहले 
तम हीं तस थी, बह श्रजायमान थी, सलिल थी । 
इत्यादि मन्त्रों का स्थान कोनसा होगा ? क्योंकि 
पुर का पुरुष के साथ पं० जी के कथनानुसार नित्य 
सम्बन्ध है और वह पुर सदा दीप्तिमय है तो फिर 
तम श्रर्थात्‌ अन्धकार की अवस्था तो कभी होनी 
ही नहीं चाहिये । इस लिये मानना पड़ेगा कि पुर 
सदः नहीं रहता । 
जब पुर सदा नहीं रहता अर्थात्‌ "नित्य नहीं है 
तो पुर के साथ परमात्मा का सम्बन्ध भी नित्य नहीं 
है । इसलिये मिश्री के रवा मिठास को तरह परम्‌- 
आत्मा और पुर का नित्य सम्बन्ध मानना ठीक नहीं । 
हमारी सम्मति में यह मिश्री का उदाहरण ही ठीक 
नहीं । पुरं के साथ परमात्मा का सम्बन्ध बताने क 
कलये भो उपमा रूप सें मानव पुरुष का ही उदाहरण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२२ वेद-विमर्श 
लेना चाहिये । 
ब्रह्म को पुरुष संज्ञा कब होती हे 


जिस प्रकार जीवात्मा के चारों ओर अपने मल 


रूप में पञ्चभूतों के होते हुये भी वह पुरुष नहीं कह- 


लाता । पञ्चभूतों से शरीर के निर्माण होने पर ही 
पुरुष कहलाता है । उसी प्रकार जब तक पुर का 
निर्माण नहीं होगा तब तक परमात्मा को पुरुष 
संज्ञा नहीं होगी । प्रकृति को मानने वाले भी यदि 
प्रकृति को ही परमात्मा की पुर मानेंगे तो भी ठीक 
न होगा । प्रकृति से सूष्टि निर्माण होने पर ही उस 
सृष्टि रूपी पुर में बसने के कारण वह परमात्मा 
पुरुष कहलाता है । ग्रब विचारणीय यह है कि सृष्टि 
निर्माणक्रम में किस सतह (स्टेज) पर उसे पुर 
कहने लगेंगे । शतपथ० ११।१।६।१,२ में हमें सृष्टिः 
निर्माणक्रम में वह सतह दिखाई देती है जहां पर कि 
उस ब्रह्म की पुरुष संज्ञा होती है । वह प्रकरण इस 
प्रकार है । 

आपो ह वा इदमग्ने सलिलमेवास । ता श्रकाम- 
यन्त कथयन्तु प्रजायेमहि इति ता ग्रश्चाम्यंस्ता तपो- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 


जाकर भअ 


। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 


| वेद का ऐक्यवाद ३२३ 


ऽतप्यन्त । तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्मयमाण्डं 
। सम्ब्रभूवाजातो ह तहि संवत्सर ग्रास । तदिदं हिरण्य- 
१ मयमाण्डं यावत्संवत्सरस्य वेला तावत्पर्यप्लवत ।।१ 
| ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ स प्रजापति: । 

संवत्सरे हि प्रजापतिरजायत स इदं हिरण्मय- 
साण्डं व्यरुजन्‌ ॥२॥ 

(आपः) ग्रे सब प्रजाये पहले (सलिलमेवास) 
सलिल श्रथवा (सतिलीनम्‌) सत्‌ ग्रर्थात्‌ प्रकृति 
। में ही लीन थो । (ता अकामयन्त कथन्नु प्रजायेमहि) 
उन्होंने कामना की कंसे उत्पन्न होवें । उन्होंने उत्पत्ति 
के लिये श्रम किया, तप किया । उनके तप करने पर 
एक हिरप्मय ग्रण्डा पेदा हुआ । तब तक संवत्सर 
नहीं पदा हुआ था । यह हिरण्मय श्रण्डा एक संव- 
। त्सर समय पर्यन्त (परिप्लवन) श्रर्थात्‌ चारों ओर 
तैरता रहा । इसके श्रनन्तर एक संवत्सर में पुरुष की 
। उत्पत्ति हो गई । यह पुरुष प्रजापति था । इसलिये 

एक संवत्सर में पुरुष श्रर्थात्‌ प्रजापति को उत्पत्ति 
) हुई । इस प्रजापति ने इस हिरण्मय ग्रण्डे को तोड़ा। 
| इससे यह स्पष्ट है कि परमात्मा को पुरुष संज्ञा 
| तब होतो है जब हिरण्मय भ्रण्डा बन जाता है । यह 
। 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२४ वेद-विमशे | 
हिरण्मय अ्रण्डा पुर कहलाता है । इस पुर में बसने | 
के कारण वह पुरुष कहलाता है । इस पुरुष को 
प्रजापति भी कहा है क्योंकि यह अण्डे को तोड़ा , 
है और प्रजाओं को उत्पन्न करता है । यह प्रजापति 
जिसको कि पुरुध कहा गया है इसकी भी उत्पत्ति | 
होती है। इसी लिए कहा है कि “प्रजापतिरजायत” । 
प्र्थात्‌ प्रजापति उत्पन्न हुआ । इस लिये यह पुरुष | 
(प्रजापति) भो उत्पन्न होता है नित्य नहीं है। ' 
परन्तु इसको उत्पत्ति यहो है कि हिरण्मय ण्डे 
रूपी पुर का जब निर्माण हो जाता है तब उसमें 
बसने के कारण उसका नास पुरुष पड़ जाता है । 
जिस प्रकार कि पिता शब्द है जब सन्तति होजाती 
है तब मनुष्य पिता हो जाता है । इसी को वैदिक 
भाषा में पिता की उत्पत्ति कह सकते हैं । | 

यही उस परम पुरुष की उत्पत्ति है । इससे | 
भी संकेत मिल रहा है कि परमात्मा को पुरुष संज्ञा 
हमेशा नहीं है । प्रलयावस्था में परमात्मा को पुरुष 
नहीं कहेंगे, क्योंकि पुर नहीं है । इसलिये वेद म पर- 
मात्मा के पुरुष रूप का वणन करने वाल पुरुष 
आदि सुक्त प्रलयावस्था का दिग्दर्शन कराने वाल 


TONES 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व... यी 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| वेद का एक्यवाद ३२१५ 


नहीं हें, उन्हें सृष्टि अवस्था का वर्णन करने वाला 
समझना चाहिये । अन्त (प्रलयावस्था) में एक 
बचता है कि दो बचते हें इत्यादि बातों का निर्णय 
इन पुरुष लुक्तो से नहीं होगा । 

और “पुरुष एवेदं सर्वम्‌” इत्यादि वाक्य भी 
सृष्टि अवस्था के ऐक्यवाद को दर्शा रहे हें । 
| इसी प्रकार अथवंबेद १०।२।२८-३३ मन्त्रों में 
|. भी ब्रह्म के पुर का वर्णन आता है । इन मन्त्रों की 
। जो टेक है वह यही है कि-- 
| “पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते” 

ग्रर्थात्‌ उस ब्रह्मा के पुर को जो जानता है जिसके 
कारण क्रि यह ब्रह्म पुरुष कहलाता है । 

अर्थात्‌ पुरुष संज्ञा होने से पहले परमात्मा की 
। ज्रह्म संज्ञा होती है । पुर में बसने के कारण यह 
' पुरुष कहलाता है । इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा 
का पुरुष भाव नित्य नहीं है । इसलिये पुर में सदा 
बसने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 

इस प्रकार हमने ऊपर यह दिखाया कि परमात्मा 
का पुर सदा नहीं रहता । सृष्टि अवस्था में पुर का 
निर्माण होता हैं इसलिये पुर के साथ परमात्मा 


2.० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ > 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२६ वेद-विमर्श 
का नित्य सम्बन्ध नहों है । 
पुरुष में ऐक्य भाव 


जिस प्रकार लोक सें हम कहते हें कि विश्वपति 
गोरा है, गणपति काला है, देवसित्र लम्बा है,भू- | 
भित्र ठिगना है, जगदीश मोटा है, इत्यादि और भी | 
बातें इनक सम्बन्ध में कही जा सकती हें । ये सब | 
पुरुष हें तो क्या हम यह समझेंगे कि गात्मा काली | 
गोरी है या लम्बी चौड़ी है । परन्तु नहीं ऐसा कोई | 
भौ नहीं समझता । सब यही कहेंगे कि पुरुष में | 
(अआत्मा+-शरीर) जो शारीरिक हिस्सा है, उसके 
ये गुण हैं आत्मा के नहीं हें । परन्तु व्यवहार ऐसा 
ही है कि अ्रमुक २ पुरुष काले गोरे तथा लम्बे 
चोड़े हें । 

इसी प्रकार पुरुषान्तर्गत एक और हिस्से के 
सम्बन्ध में भी मनुष्य कहते हें कि अ्रमुक पुरुष बैठा 
हुआ संकल्प विकल्प कर रहा है, झूठ बोल रहा है, 
चोरी कर रहा है इत्यादि तो क्या हम यह समझेंकि ; 
आत्म तत्व यह सब कुछ कर रहा है। नहीं, ये सब 
मानसिक विकार हें । परन्तु लोक में ऐसा ही प्रयोग 


RMS. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"एज ररर क  . 


‘ 


EN +- 


| 
| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वद का एवयवाद ३२७ 


किया जाता है । 
इसी प्रकार बुद्धि आदि श्रन्य सूक्ष्म शरीर के 
सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है जिसका 
कि ग्रात्मतत्व से सम्बन्ध न होकर पुरुष के शारीरिक 
हिस्से से होता है । 
और फिर देवदत्त भूमित्र को थप्पड़ मारे, उसे 
चूर कर देखे, गाली देवे भूमित्र जाकर अपने श्रधि- 
ष्ठाता से शिकायत कर देवे कि देवदत्त ने मुझे थप्पड़ 
मारा, घूर कर देखा, और गाली दी । इस पर देवदत्त 
ग्रधिष्ठाता से यदि कहे कि नहीं, मॅने थप्पड़ नहीं 
मारा, मेने घूरकर नहींदेखा,और नाहीं मेने गालोदी । 
मेरे हाथ ने थप्पड़ मारा, ग्रांख ने घूर कर देखा, मुख 
ने गाली दी । ग्रधिष्ठाता उसे इस पर पहले 
तो दण्ड देगा और फिर यही कहेगा कि हाथ भो तू 
ही, मुंह भी तू ही और आंख भो तू ही है । यह सब 
रूप तेरा ही है । क्योंकि आत्मा+शरीर इन दोनों 
को यहां एक रूप में देखा गया है । श्रर्थात्‌ देवदत्त 
पुरुष (आत्मा+शरीर) एक है । 
इसी प्रकार उस परम पुरुष के ग्रंग उपांगो में 
इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को बांटा हुआ है । तो इन अंगों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२५ `. ` वेद-विमर्श 


को लेकर भो यही कहा जायेगा कि “तदेवाग्निस्तदा- | 
दित्यस्तदु वायुस्तदु चन्द्रमा” अर्थात्‌ वही अग्नि है, | 
वही वायु है, वही आ्रादित्य है, वही चन्द्रमा है इत्यादि | 
= पुरुष एवेदं सर्वम्‌” श्रर्थात्‌ यह सारा ब्रह्माण्ड 
पुरुष ही है । 


इस प्रकार अद्वत सम्बन्धी जितने भी मन्त्र प्रतीत | 
होते हँ सब की इसी प्रकार व्याख्या हो जायेगी । | 
परन्तु कठिनाई तो पं० जी के सामने यह होगी कि 
ग्रद्त सम्बन्धी मन्त्र तो चारों वेदो में थोड़े हँ, प्रायः 
चारों वेद दत सम्बन्धी: मन्ब्रों से भरे पड़े हैं । इनमें 
'वणित द्वेत भाव को काल्पनिक मानना पड़ेगा । इससे 
तो सारा ही बेद काल्पनिक हो जायेगा । इसलिये 
,बस्तुत्रयात्मक एक्यवाद सब समस्याश्रों को हल 
कर देता है । 


<> 


परम-पुरुष-सम्बन्धी वर्णनात्मक तरीका 


प्रश्‍न हो सकता है. कि “तदेवाग्निस्तदादित्य:” } 
अर्थात्‌. वही श्रग्नि है ,वही आदित्य हे, इत्यादि वर्णन 
“का तरीका एसां क्यों है ? बात यह है कि मानव पुरुष 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR भे"... 


र) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद का ऐक्यवाद ३२९ 


को तो हम ऊपर से नीचे तक एक बार में ही देख 
लेते हें । परन्तु यह ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ परम पुरुष का 
शरीर इतना विशाल है एक २ अंग ब उपांग भी इतना 
| विशाल व शक्तिशाली है कि बड़े क्रषि-मर्हाष भी 
उसे एक दृष्टि में नहीं देख सकते । साधारण मनष्य 

की तो बात हो क्या । इसका परिणाम यह होता है 

| कि प्रायः सभी मनुष्य ग्रन्धों के हाथी देखने को 

तरह परम पुरुष के एक-एक अंग को अलग ही देखते 

हैं और ऐसा ही समझते हैं ग्रौर जो जिस-जिस अंग 

से प्रभावित हो जाता है वह उस-उस ग्रंग को ही पर- 
मात्मा सान बेठता है और उसको पुजा करने लगता 

हे । और दूसरे ने जो अंग देखा उसे झूठा समझता 

हैं, ग्रौर लड़ता है । इसी प्रकार बहु देवतावाद चल 
पड़ता है । इसलिये वेद उस परम पुरुष के शारीरिक 
अंगों को लेकर “तदेवार्निस्तदादित्यः वही ग्ररिन है 
बही ्रादित्य है बही वायु इत्यादि--नामों से उसका 
वणेन कर रहा है । परन्तु ये सब उस परम-पुरुष क॑ 
|! शरीर के ग्रंग हैं आत्म-तत्व के नहीं । 


RS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परमात्मा का प्रत्यक्ष 


जिस प्रकार मनुष्य अपने ब दूसरे के शरीर को 
देख कर गात्मा को नहीं जान लेते । उसी प्रकार 
परम-पुरुष के शरीर को देख कर यह समझने लगें कि 
हमें परमात्मा का प्रत्यक्ष हो गया तो ऐसा प्रत्यक्ष तो 
सभी प्राणी कर रहे हे । परमात्मा के लिये बड़े २ | 
तप व साधन को क्या आवश्यकता है ? और फिर | 
हृदयगुहा में उसको प्रत्यक्ष करनेका विधान करनेकी 
कोई श्रावश्यकता नहीं रहती । क्योंकि बह्‌ तो प्रत्यक्ष 
ही है श्रौर सभी को प्रत्यक्ष है । हम उस शारीरिक 
ग्रंगों--प्रग्नि, वायु, आदित्य की शक्तियों को. 
देखकर यह तो कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना 
शक्तिशाली होगा । परन्तु इस पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह हमे प्रत्यक्ष हो रहा है । इसलिये शरीर 
को परमात्मा मानना कहां तक ठीक है यह विचार- 
णीय है । 


परम पुरुष के नाना नाम 


>> 


जिस प्रकार देवदत्त पढाने जाता है तो वह 
अध्यापक कहलाता हे । सभा का संचालन करता है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वद का एक्यवाद ३ 


2 
§ 


(31) 


तो सभापति, किसी मिल व कारखाने का प्रबन्ध करता 
हे तो प्रबन्धक व मॅनेजर इत्यादि जो २ भी वह कार्य 
करता है, उस २ के अनुलार उस देवदत्त का वही 
नास पड़ जाता हे । इसी प्रकार वह परम-पुरुष अ्रपने 
कार्य व शबितयों के आधार पर इन्द्र, मित्र, वरुण, 
| श्रग्नि, ग्रादित्य, रुद्र तथा शिव इत्यादि सैकड़ों हजारों 
। नामों से स्मरण किया जाता है । परन्तु यह याद 
| रखना चाहिये कि इन नामों द्वारा वर्णन या स्मरण 
` , किया गया वह परमात्मा पुरुष रूप बना हुआ है । 
पुर के साथ उसका ग्रहण है । पृथक्‌ आत्म तत्व 
५. करके उसका ग्रहण नहीं है इसलिये हम यह भी कह 
| सकते हूं कि प्रायः चारों वेद उस परम-पुरुष का 
। वर्णन कर रहे हैं । जहां केवल आत्म-तत्व का वर्णन 
है वह तो बहुत ही थोड़ा है । प्रायः शरीर सहित परम- 
आत्मा का वर्णन हैं । और ऐसा वर्णन करना स्वाभा- 
विक भो है क्योंकि परमात्मा का यदि वर्णन करना है, 
तो उसकी शक्तियों द्वारा ही उसका वर्णन हो सकता 
} है। और शक्तियों का प्रकाशन सृष्टि अवस्था में ही हो 
सकता है । क्योंकि प्रलयावस्था में तो वह शक्तियों को 
समेट लेता है । और सृष्टि अवस्था का होना यह 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३२ -, वेद-विमर्श | 


बताता है कि बह पुरुष बना हुआ है । पुरुष रूप में 
वह दो होते हुये (पुर+-परसात्सा = परम-पुरुष ) भी 
एक ही कहा जायेगा । जैसे कि मानव-पुरुष दो होते 
हुये भी एक कहा जाता है इसी दृष्टि से बेदों में सर्वत्र 
इन्द्र-वरुण इत्यादि नासों से किया गथा वर्णन शरीर 
सहित परमात्मा का वर्णन है और दो होते हुये भी 
'एक' रूप में वर्णन किया गया है । 


परम-पुरुष का विश्वरूप 


वेदिक-साहित्य में श्रनेकों स्थलों पर उस परम- 
पुरुष के विश्वरूप का बहुत वर्णन आता हे । अर्थात्‌ १, 
जो भी रूप हमें दिखाई देता है, बह उस परम-पुरुष | 
का ही रूप है। हम भी यही मानते हें कि इस ब्रह्माण्ड 
से जितने भो रूप दिखाई देते हें सब उसी परम-पुरुष 
के रूप हृ । रूप पाञ्चभौतिक पदार्थों में होता है, 
जितने भी रूपवान्‌ पदार्थ होते हें, चाहे वे मनुष्य तथा 
प्रत्य प्राणियों आदि के वयों न हों, बे सब उस 
परम-पुरुष के हँ । हम यह देख ही चुके हैं कि यह ) 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उस परस-पुरुष का शरोर है । मनुष्य 
आदि प्राणियों को जो यहं शरीर मिला है, यह उस 


| 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
| 

y 


| 99025 ay sor roan ठाणा गय ८०६०, दै 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 
| 


वेद का ऐक्यवाद ३३ 


१ 


परम-पुरुष के शरीर का ही तो अ्रंश है जीवात्मा को 
छोड़ कर कोई भी तो जीवात्मा का अपना नहीं । 
५ प्राण, सन बुद्धि आदि सुक्ष्म तत्व भी तो उसी परम- 
पुरुष के शरीर में से लेकर घढ़े हुये हें । उस बड़े वृक्ष 
को ये सब शाखा प्रशाखाय हें उसी के शरीरावयवों 
में से थोड़ा २ लेकर शरीर-रूपी एक प्रतिमा बना दी 
है । और यह प्रतिमा हम (अ्रज भाग जीवात्मा) 
को बसने के लिये दे दी है । इसलिये सब रूप उसी 
परम-पुरुष के हें । इसो दृष्टि से मन्त्रों में वर्णन आता 
है कि “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” बह इन्द्र माया ( 
के द्वारा बहुत रूपों को प्राप्त होता है । 
यहां भी हमें यह याद रखना चाहिये कि इन्द्र 

भी तो उसी परस-पुरुष का एक नाम है । शरीरी वह 
इन्द्र बहुत रूपों को धारण करता है, इससे द्वेतभाव 
सें कोई आपत्ति नहीं आती । इसलिये यहां पर माया 
स्पष्ट रूप से प्रकृति का ही दूसरा नाम है । ग्रथर्व० 
८1१० (४) । १ में इसी प्रकार कहा है कि 
हि “सोदक्रामत्‌ साउसुरानगच्छत्‌ ताससुरा उपाह्वयन्त 

साय एहीति!” ग्रर्थात्‌ विराट्‌ ने उत्क्मण किया वह 

असुरों के पास पहुंची, सुरों ने कहा कि 


1 रे ग 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२९. वेद-विमर्श 


ए! माये! तू ग्रा। 
विराट्‌ छाति का हो एक नास है । इसी विराट्‌ 
का यहा पर श्रसुरों द्वारा माया कहलाया गया है । 
न इसी प्रकार माया के सम्बन्ध से एक और मन्त्र 
है । रूपं रूपं मघवा बोभवीति साया: कृण्वानस्तन्वं 
परि स्वाम्‌ । ऋ० ३।५३।८ । 

श्र्थात्‌ वह (मघवा) इन्द्र अपने शरीर को चार? | 
ओर से माया रूप में करता हुवा प्रत्येक रूप को 
बार २ धारण करता है । 

इस उपर्युक्त मन्त्र से यह स्पष्ट है कि इन्द्र का 
(तनु) शरीर ही माया रूप में परिवर्तित होता 
रहता है । 

इसलिये माया भी इन्द्र का शरीर है वह 
इस माया-रूपी शरीर से नाना रूपों को धारता है । 

इस प्रकार वेद के 'ऐक्यवाद' पर हमने यहां 4 
प्रतिसंक्षेप से भ्रपने विचार ग्रभिव्यवत किये । र्थः 
भविष्य में “ब्रह्म पर विचार करते हुए और `= 
अधिक विस्तार से लिखने का प्रयत्न करंग। * ! | 


0 
4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul. Kangri Collection, Haridwar 


